थ्री चुन्नोलाल नाहदा-स्मृति-प्रस्थमाला-तृतीय पुष्प 


जन-जन के बीच थआचार्यश्री तुलसी 


(उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान का यात्रा वर्णन) 


दूसरा भाग 


श्री हंसराज बच्छराज नाहटा 
सरदारशहर निवासी 
द्वारा 
जैन विश्व भारती, लाडनूं 
को सप्रेम भेंट - 


मुनि श्री सुखलालजी 


अकाशक 5 
'मेघराज संचियालाल नाहटा 
पो० बरोनी, जि० भुंगेर 
बिहार 


प्रथमावृत्ति १००० 
माघ,शुक्ला सप्तमी २०२१ 
मूल्य ३.१० 


है मुद्रक 
रामस्वरूप छार्मा, 
राष्ट्र भारतो प्रेस, दिल्‍ली-६. 


पुस्तक के प्रति 


प्रस्तुत पुस्तक का विषय इसके नाम से स्पष्ट है। इसमे वह गाया 
है जिसका सम्बन्ध जन-जन से है भौर इसमे वह इलोक है, जिसका 
सम्बन्ध जन-मन्दिर की परिक्रमा करने वाले पुजारी से है। श्राचायंश्री 
तुलसी भगवान्‌ के मंदिर को परिक्रमा करने वाले नही हैं। उन्होंने परि- 
क्रमा की है जनता की शौर इसलिए की है कि उसमें सोया हुआ भगवान्‌ 
जाग जाए। उन्होंने भ्रपने मन्दिर में विराजमान भगवान्‌ को जगाया है 
झौर जनता को बताया है कि उसका भगवान्‌ उसकी भ्पनी भ्ाराघता 
से ही जाग सकता है। इस पुस्तक का प्रधान स्वर अपनी आराधना का 
स्वर है, उसे लय में बाँधने का प्रयत्न मुनिश्री सुखलालजी ने किया है । 
वे भपते प्रयत्न मे सफल भी हुए हैं। भाषा की सरलता, प्रवाह भौरा 
बात को प्रस्तुत करने का ढंग उनका भ्रपना है, पर सफलता के लिए इतना 
ही पर्याप्त नही है। उसके लिए घटना-स्रोतों की सप्राणता भ्रधिक शपे- 
क्षित है। वह भ्राचायंश्री के परिपादर्वे मे सहज प्राप्त हुई है । 

झाचायेश्री जैन मुनि हैं। अतः पादविहार उनका सहज-क्रम है। 
उन्होंने भ्पनी चरणा-धूलि से हिन्दुस्तान के बहुत बड़े-भू-भाग का स्पर्श 
किया है। उस स्पृष्ठ-क्षेत्र मे बिहार, उत्तर प्रदेश, पजाब और राजस्थान 
भी हैं । प्रस्तुत पुस्तक में इन्ही प्रदेशों से सम्बन्धित विवरण है । 

आाचायंश्री ने वि" स० २०१६ मे सुदीर्घ पाद-विहार किया था । 
उस वर्ष कलकत्ता से राजस्थान लगभग दो हज़ार मील की यात्रा हुईं 
थी । यात्रा का प्रारम्भ मृगसर बदि ६ से हुआ था भौर उसकी सम्पूर्त 


६. 


हुईं थी श्राषाढ़ी पुनम को | प्रस्तुत पुस्तक में पौष से चेत्र मास तक की 
घटनाझों का सकलन है ! 

भ्रदृष्ट को देखना कठिन है तो दृष्ठ को देखना कठिनतर | दूर को 
देखना कठिन है तो निकट को देखना कंठिचतर । किसी मनीषी ने कभी 
लिखा था--पअ्रदृष्ठ पश्य, दूरं पशय । पर झाज का मनीषी लिखना चाहता 
है---दृष्ट पदय, तिकट पद्य । लेखक ने दृष्ट को देखने का व निकट को 
निहारने का प्रयत्त किया है, यह भश्रवश्य ही दुर्गंम कार्य है। श्रद्धा का 
सेतु सम्प्राप्त हो तो दुर्गेग भी सुगम बन जाता है। लेखक का भअन्तस्तल 
अद्धा से प्राप्लावित है। वह भ्राचार्यश्री के प्रति जितना श्रद्धानत है, 
उतना ही उनके श्राद्शों के प्रति श्रद्धालु है। इसलिए उसने जनवंद्य और 
जनता को श्रास-पास रखा है भौर वह दोनो के बीच अपने को उपस्थित 
पाता है। यह मध्य-स्थिति ही शब्द-जगत्‌ में प्रस्तुत पुस्तक है । 

जन-जन के बीच का प्रथम भाग सं० २०१४५ मे प्रकाशित हुआ 
था| यह उसका द्वितीय भाग है। भ्रपनी मनोरमता और आचायेश्री की 
चरण-रहिमयो के प्रतिविम्बन से यह पुस्तक सहज ही जन-प्रिय श्रौर 
जन-भोग्य होगी । 

--मुनि नथमल 

वि० स० २०२१, पौष कृष्णा ६ 
कुचेरा (राजस्थान) 


पूर्व-परिचय 


मेरा यह सौभाग्य रहा है कि श्राचार्येश्री के भारत-अमण मे मैं 
प्राय. उनके साथ रहा हु । यद्षपि अपने स्वास्थ्य की वाघा से मैं उनका 
पर्याप्त लाभ तो नही उठा सका, पर फिर भी भ्रपनी सामथ्ये के भ्रनुसार 
मैंने व्यूताघिक रूप मे उनका कुछ लाभ तो उठाया ही है। यात्रा के इस 
विद्युतवेग मे भी मुझे आचायंश्री मे हिमगिरि-सी निश्चलता के दर्शन हुए। 
अनेक श्रसुविधाओ के वावजूद भी उनका स्मित उनसे विलग नहीं हुआ | 
अपने कतंव्य के प्रति मैंने उनमे सदेव सजगता का दर्शन किया। उन्हीं 
विरल-प्रसगो को मेरी साहित्यिक प्रवृत्ति ने यत्र-तत्र घेरने का प्रयत्त 
किया है । मैं यह कहने का साहस तो निश्चय ही नही कर सकता कि मेरे 
छोटे-छोटे हाथ हिमाद्वि को अपने अक मे भरते मे समर्थ हो सकेंगे, पर 
यह मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हू कि उनके व्यास में श्राचार्यश्री का 
जितना भी व्यवितित्व समाहित हो सका है वह भ्रयथार्थ नही है। सचमुच 
आचायंश्री को मापते-मापते मैं स्वयं ही मप गया हैं और यह उचित ही 
है कि मैं अपने वारे मे जो यथार्थ है, उससे अशेष लोगो को परिचित 
करा दू | इसीलिए मैंने श्राचार्यश्री के वंगाल प्रत्यावर्तेन को शब्द रूप देने 
का यह लघु-प्रयास किया है। मेरा यह मानस-स्फटिक जितना शुभ्र भर 
अमल है उसी के अनुरूप मैंने अपने श्राप मे आचार्यश्री को प्रतिविम्वित 
किया है। अत. इसमे आचार्यश्री के व्यक्तित्व का एकाश और मेरी 
योग्यता का यथासाध्य श्राकलन है। अत. झ्ाचायंश्री का यह जीवन-प्रसंग 
चस्तुत मेरा ही जीवन-प्रसग है अर्थात्‌ मेरे मानस में आ्राचार्यश्री के प्रति 
जो अभिन्‍नता है वही इसमे प्रकट हुईं है । 


६ 


यद्यपि यह प्रत्यावतेन-यात्रा वगाल की राजधानी कलकत्ता से प्रारभ 
होती है। पर मैं वहा से उतनी ही दूर आचायंश्री के साथ आ सका था 
जितनी दुर कि एक प्रवासी को विदा देने के लिए कोई स्थानीय व्यक्ति 
झा सकता है | उसके वाद मुझे पुन कलकत्ता लौट जाना पडा | कलकत्ते 
में हम जिस कार्य के लिए ठहरे थे वह शीघ्र ही सम्पन्त हो गया था। 
झत थोड़े दिनो के वाद हमने भी आचायंश्री के चरण-चिह्नी का श्रनु- 
गमन प्रारभ कर दिया | पर इतने दिनो में तो आचार्यश्री वहुत दूर 
निकल गये थे । हमारा अनुमान था कि हम दिल्‍ली तक भी उन्हें नहीं 
पकड सकेंगे । पर हमारी योग-क्षेम कामना ने श्राचार्यश्री की गति में 
थोडी मन्दता ला दी । हमने भी लम्बी-लम्वी डगें भरनी प्रारभ की, पर 
फिर भी हम उन्हे डालमियानगर से पहले नहीं पकड सके । 


अपने कलकत्ते रहने के अवसर पर मैंने आरचार्यश्री से एक बर- 
दान मांगा था कि मै लम्बे समय से यात्रा-प्रसगम लिखता आया हू और 
लिखने मे श्रपना श्रधिकार भी मान वैठा हू । श्रत भले ही भ्राज मैं यहां 
रहा हू पर जब कभी आचायेश्री के सहवास में रहू तो मेरा यह अधिकार 
मुझे मिल जाना चाहिए । तदनुसार उत्तर प्रदेश के सीमा-स्थल पर पहु- 
चते-पहुचते मुझे पुन” यात्रा-पसग लिखने का श्रधिकार मिल गया। पर 
जैसा कि मैं पहले कह आया हू अपनी अस्वस्थता के कारण तथा कुछ 
प्रात्मातिरिक्त असुविधाओं के कारण भी कही-कही मैं उसे निभा नहीं 
पाया हू । कई स्थानों पर दूसरे-दूसरे मुनियो ने भी मेरा सहयोग किया है। 


प्रपनी पाद-पीडा के कारण जब मै दिल्ली मे रुक गया था तो उन्होंने 
पीछे से मेरे कार्य -सूत्र को दूटने नही दिया । जिसके परिराम स्वरूप मैं 
श्रविकल रूप से उन यात्रा असगो को यहा ग्रथित कर पाया हूं । उत्तके 
बाद जब भआराचार्यश्री ने मेवाड प्रवेश किया तो मै फिर आचायंश्री से 
बिछुड गया और मेरा यह प्रयास मारवाड की सीमा में ही परिपूर्ण हो 


७ 


गया । ग्तः उत्तर प्रदेश से लेकर मेवाड़ प्रवेश तक की घटनाओं का इन 
प्रसगो में सग्रह हो पाया है। 


यद्यपि इस लम्बी अवधि में मेरे सामने लिखने की वहुत कुछ सामग्री 
रही थी। पर मुझे इतना अवकाश ही कहां मिलता था कि मैं उसे जी 
भर कर लिख सकू । लम्बे-लम्बे विहार ही हमारे दिन का अधिक भाग 
डकार जाते । आहार के लिए बैठते तो उठने से पहले ही विहार का शब्द- 
सकेत हो जाता । तव मैं कुछ लिखता भी तो कैसे लिखता ? कभी-कभी 
विहार की थकान मानस में शुष्कता ला देती श्रौर मैं लिखने मे अपने 
झापको असमर्थ पाता । पर फिर भी सकेतो के झाधघार पर मैंने इसे यथा 
साध्य पूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है | 


आाचारयंवर के इन जीवन प्रसगो को लिखते समय स्थूल घटनाएं मुझे 
श्राकपित नही कर सकी है । मैंने इसे इतिहास के ढग से भी लिखने का 
प्रयास नही किया है । एक मुमुक्षु को आचार्येश्री के व्यक्तित्व मे तथा 
उनके वातावरण मे जो कुछ ग्राह्म हो सकता है वही मैंने ग्रहरा किया है । 
अत. पाठक इसमें इतिहास खोजने का उतना प्रयास न करें जितना कि 
आाचायेश्री के व्यक्तित्व को तथा उनके श्रान्दोलन को खोजने का करें। 


“मुनि सुखलाल 


२४-१२-५६ 


झ्राज हम बिहार को छोडकर उत्तरप्रदेश मे प्रवेश कर चुके है। 
विहार भ्ौर उत्तरप्रदेश की भूमि-विभाजक सीमा-रेखा कर्मनाशा नदी है। 
भूमि के साथ-साथ ऐसा लगता है जैसे आज तो मानस का भी विभाजन 
हो चुका है । विहार के लोगो का मानस पटना में बनता है और उत्तर- 
प्रदेश का मानस लखनऊ मे । इसलिए उनके सोचने का दृष्टिकोश भी 
झलग-मलग बनता जा रहा है। मानस के साथ साथ दोनो प्रान्तो की 
समृद्धि मे भी बडा भारी अन्तर है। विहार जैसा कि हमारी दृष्टि मे 
आया, एक सूखा प्रान्त है भर उत्तरप्रदेश नलकूपो से हरिताभ सजल 
प्रदेश । लोगो के रहन-सहन में भी विहार और उत्तरप्रदेश का पार्थक्य ' 
स्पष्ट है । हालाकि बिहार मे भी इन दो-चार दिनो में लहलहाते खेत , 


दृष्टिगत होने लगे हैं । पर उत्तरप्रदेश की तुलना मे वह बहुत ही अल्प 
विकसित है । 


उत्तरप्रदेश का प्रवेश-द्वार “नौवतपुर” है। गाव न छोटा है और 
च बडा भी । पर फिर भी लोगो मे उत्साह है। कुछ लोग फूल भाला 
लिए आचार्य श्री का स्वागत करने के लिए क्मनाशा के इस ओर खड़े 
हुए थे । सचमुच ग्रामीण लोगो की भवित घड़ी सराहनीय है । कल हो 
श्राचायं श्री जब एक गाव से होकर गुजर रहे थे तो एक बुढिया, जिसकी 
कमर भूकी हुई थी, दौडती-दोडती आई और दो चवन्नियाँ झ्ाचाये श्री 


के चरणो मे रखकर वोली--वावा ! मुझ गरीब की भी भेंट स्वीकार 
कीजिए । 


आचाये श्री--वहुन | हम इसका क्‍या करेंगे ? 

वहन--बाबा ! भेरे पास इनसे अधिक देने के लिए कुछ भी नहीं 
है। मैंने बडे परिश्रम से इनको जोड रखा था। झाज झाप आ गए हैं तो 
मैंने सोचा इससे बढ़कर इनका और वया सदुपयोग होगा ? 

आ्राचार्य श्री--ह7 वो पैसो की भेंट नही लेते, भोजन की ही भेंट 
लेते है। 

बहन--तो चलिए मेरे घर से थोडे चावल ले लीजिए | 


आचाये श्री--अभी तो हमे बहुत आगे चलना हैं भौर दूसरी वात 
यह है कि हम हमारे लिए बनाई हुईं कोई चीज नही लेते है। तुम लोग 
देरी से भोजन करते हो अभी तुम्हारे घर पर कुछ बना भी नही होगा । 
भ्रत॒ अ्रभी तो हम यहाँ नही 5हर सकते । 


आचार्यश्री ने उसे संतुष्ट करने का प्रयत्व किया पर मैं नही जानता 
कि वह सतुष्ट हुई या नही । भारत के भक्तिभुत मानस के ये कुछ ऐसे 
अ्रमुल्य उदाहरण हैं जो प्राय सभी जगह देखे जा सकते है । एक अपरि- 
चित सत के प्रति इतना प्रेम भारतीय मानस की धर्म-प्राणता का स्वतः 
प्रमाण निदर्शन है | 


पद-यात्रा का भी आनन्द है । ईक्षु और सरसो से हरे-भरे खेतो का 
दृश्य कितना सुहावना होता है ? वायुयान, मोटर और रेल से यात्रा करने 
वाले केवल उसकी एक भाँकी ही पा सकते हैं। पर पद-यात्री के लिए 
वह आनन्द पग-पग्ग पर बिखरा पडा है । 


स्थान-स्थान पर लोग कोल्हू से ईक्षु रस निकाल कर गुड बना रहे 
थे । उसकी भीठी-मीठी सुगनन्‍्ध दूर से ही पथिक को आमत्रण दे रही थी। 
हम भी जब कभी उनसे ईक्षु रस मागते तो वे हमे खूब पेट भर कर देते । 
हहरो मे भ्रगर किसी अपरिचित व्यक्ति से कुछ याचना कर ली जाए तो 


डे 


वह पूरी होनी कठित है सो है ही वल्कि कही-कही तो उल्दी फ्रिडक भी 
सुतने को मिल जाती है । पर गावो में ऐसी स्थिति नही है। यद्यपि कुछ 
ग्रामीण भी मुक्त दाता नहीं होते पर श्रधिकतर ग्रामीण अपने अतिथि 
को खाली हाथ नही लौटने देते । 


एक स्थान पर सडक से थोडी दूर भट्टी का धुआँ देखकर हम लोग 
ईक्षु रस लाते के लिए गए तो वीच में एक नाला आ गया । पानी मे हम 
लोग चल नही सकते, अ्रत वापिस मुडने लगे। खेत का भालिक कहने 
लगा--वावा ! मुड क्यो रहे है श्राइए चाहिए जितना रस ले जाइए। 


हमने कहा--भैया ! हम लोग पानी में नहीं चल सकते अत वापिस 
जा रहे हैं । पास मे ही एक मुसलमान भाई खडा था कहने लगा--आाप 
पानी में नहीं चले तो मेरी पीठ पर बैठ जाइए! मैं आपको उस पार 
पहुँचा दूंगा। 


हमने उसे समझाया--यह दो एक ही बात हुई भैया ! चाहे खुद 
पानी में चलो या दूसरे के कधो पर वैठो । जाति, धर्म और प्रान्त से परे 
मानवता का वह एक ऐसा अनुपम उदाहरण था जो त्दा स्मृति को 
भकभोरता रहेगा। यद्यपि अपनी मर्यादा के अझनुस्तार हम वहाँ ईश्रु रस 
तो नही ले सके, पर वहाँ जो प्रेम-रस मिल्रा वह क्या कम मूल्यवाल था ? 


“सैयदराजा” में हम लोग ज्वालाप्रसादजी जालान के मकान मे ठहरे 
थे । १६ मील का लम्बा विहार होने के कारण विलम्व काफी हो चुका 
था| अत आहार से निवुत्त होते तक वारह बजने में केवल पाच मिनट 
शेष रह रहे थे । इधर प्रवचन का समय बारह बजे का रखा गया था । 
बाहर काफी लोग जमा हो गए भ्रत शास्त्रीजी आए और निवेदन किया--- 


“प्रवचन प्रारम हो जाए तो अच्छा रहे ।” आ्राचायंथरी ने उपस्थित साधुओझो 
से पृछा- क्या आहार कर लिया ? 


हमने निवेदन किया--अभी तक तो श्राह्र का विभाग ही नही हुआ। 
श्राचार्य श्री ने कहा---“तो फिर मैं ही चलता हूँ ।” 


आचाय॑ श्री भ्रभी झ्राह्मर करके उठे ही थे कि बिना विश्राम किए 
ही प्रवत्तन स्थल पर पधार गए। यहाँ एक कालेज है, अ्रत प्रवचन मे 
छात्रो की उपत्थिति काफी थी। प्रिंसिपल भी प्रवचन सुनने के लिए श्राया 
था । ग्रामीणों की सख्या भी कम नही थी। कुछ ग्रामीण तो दो-दो तीन- 
तीन मील से चलकर आए थे । सचमृच उनमे बडी भारी जिज्ञासा के 
दर्शन हो रहे थे। प्रवचन के बाद सभी विद्यार्थियों ने मास भक्षण व नज्ा 
नही करने की प्रतिज्ञा ली। 


यहाँ लोगो मे एक यह जिज्ञासा भी है कि जैन घर्म के क्या-क्या 
नियम है ? क्या हम लोग भी जैन वन सकते है ? 


आचार्य श्री मे इस प्रइन का उत्तर देते हुए सायकालीन प्रवचन में 
कहा--जैन धर्म का पालन करने के लिए किसी जाति, सम्प्रदाय या देश 
का बन्धन नहीं है। कोई भी मनुष्य जो सदगुरु तथा सद्धर्म मे आस्था 
रखता है वह जैन वन सकता है। वाहरी रूप मे जैन लोगो के लिए मास 
भोजन तथा मदिरापान का निषेध है । 


करमताणा नदी के बारे मे भी यहाँ एक बडी रोचक पौराणिक जन- 
श्रृत चली भ्रा रही है। आचाय॑ श्री ने जैसा कि वहाँ सुना था उसका 
इतिहास बताते हुए कहा--पौराशिक घटना के भ्रनुसार कहते है--त्रिशंकु 
ते सदेह स्वर्ग जाने के लिए विश्वामित्र ऋषि की घोर उपासना की थी। 
ऋषि उससे प्रसन्‍न हो गए और उसे तीर पर बिठाकर सदेह स्वर्ग की 
और भेज दिया । पर उसे,सदेह स्वर्ग श्राते देखकर इन्द्र बडा चिंतित 
हुआ । यह स्वगे-परम्परा के लिए नई बात थी। अत' उसने त्रिशकु को 
वापिस ढकेल दिया । वह ऋषि के पास आया । ऋषि ने अपने योग बल 


४ 


से उसे पुन स्व भेजा | पर इस बार मे भी इन्द्र ने उसे फिर नीचे ढकेल 
दिया । इस प्रकार दो-तीन वार के कठिन परिश्रम से तरिशक्‌ के मुह से 
लार टपक पडी जो कमनाशा के रूप मे वह चली। पहले इसका नाम 
सुकरमंनाशा था जो घिसते-घिसते कर्मनाशा रह गया'है। लोगो का विश्वास 
है कि इसमे स्नान करने से सारे सुकर्म धुप जाते है। अत आज भी कोई 
उसमे स्नान नही करना चाहता । आस-पास की भूमि भी अनुपजाऊ रूप 
में पड़ी है। क्योकि इसके पानी से खेती भी नहीं होती । यह एक पौरा- 
रिक घटना है। इसे खूब रूप-रग॒ भी दिया गया है | पर न जाने इसमे 
सत्याद् है या नही ? आज के वैज्ञानिक मस्तिप्क ने यहाँ इतने नलकूप 
सुलभ कर दिए है कि जिनसे वह भूमि अन्न उगलने लगी है । ज्यो-ज्यो 
शिक्षा का प्रसार बढ रहा है, त्यो-त्यो लोग उसमे नहाने से सुकमे के 
नाश होने की वात भूलते जा रहे है । 


प्रवचन की यहाँ अच्छी प्रतित्रिया हुई । भ्रनेक लोग प्रवेश्ञक अणुश्नती 
बसे । कुछ लोगो ने शराव तथा मास का परित्याग किया। 


२५-१२-५६ 


भ्राज पिछली रात्री में श्राचार्यश्री ने सभी साधुओं को सम्बोधित 
करते हुए कहा--अभी हम लोग यात्रा मे चल रहे है। यात्रा भी ऐसे 
प्रदेश की जहाँ परिचितों का सर्वथा श्रभाव ही कहा जा सकता हैं। इस 
अवस्था मे अनेक प्रकार की सुविधाओं का होना अस्वाभाविक नहीं है । 
वैसे साधु-जीवन स्वय ही श्रसिधारा-त्रत है पर इस समय तो हमारी 
कठिनाइयाँ और भी बढ जाती हैं ! हम जानते हैं कि हमे भोजन भिक्षा 
से ही मिलता है। यद्यपि अभी हमारे साथ चलने वाले यात्रियों की 
सख्या भी कम नही है, पर फिर भी हमे यह रूयाल रखना भ्रावश्यक है 
कि हमारी ओर से उन्हे कोई विशेष कठिनाई न हो । आहार के सम्बन्ध 
मे स्पष्ट है कि गृहस्थ अपने भोजन मे से सकोच---ऊनोदरी करके हमे 
शुद्ध-आहार देते हैं। उनकी भावना भी बडी प्रवल रहती है | हम यदि 
उनका सारा भाहार ही ले लें तो उन्हे प्रशन्‍तता ही होगी । लेकिन हमारी 
भ्रपनी एषणा की दृष्टि से हमे उनसे इतना आहार नही लेना चाहिए 
जिससे उन्हे बहुत ऊनोदरी करनी पडे। इसमे कोई हज नही कि हमारे 
थोडी ऊनोदरी हो जाय । बल्कि मै तो यहाँ तक कहता हूँ कि साधुओं 
को कुछ ऊनोदरी तो करनी ही चाहिए । मैं स्वयं आजकल थोडी ऊनोदरी 
करने का प्रयास किया करता हूँ । साधुओं को यह नही सोचना चाहिए 
कि मैं क्यो ऊनोदरी करूँ ? मैं सोचता हूँ कि ऐसी परिस्थिति मे, जबकि 
हमारी एषरा के परीक्षण का अवसर झाता है हमे खुशी से उसका स्वागत 
करना चाहिए । 

दूसरी बात है--इन दिनो हमे ईक्षु रस काफी सुलभ है। मैं नही 


७ 


चाहता कि इस सुलभता पर कुछ रोक लगाऊँ। जिसके स्वास्थ्य पर प्रति- 
कूल प्रभाव नही पडे वह यथेष्ट ईक्षु-रस ले सकता है और पी सकता है । 
हमारी परम्परा के अनुसार आचार्य की आज्ञा के विना कोई भी साधु 
कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं कर सकता । बिना आचार्य को दिखाए उसका 
उपयोग भी नही कर सकता। पर इस समय मैं सवको छूट देता हूँ । 
मार्ग मे चलते यदि शुद्ध ईक्षु-रस मिले तो कोई भी उसे ग्रहण कर सकता 
है। हाँ, जो ईक्षु-रस ग्रहण करे वह धाकर मुझे ज्ञात अवश्य कर दे। मैं 
देखता हूँ कुछ साधु इस विधि मे असाववानी करते है। वह्‌ सघ की 
दृष्टि से उपयुवत्त नही है । आजा चाहे छोटी हो या बडी हमे उसका 
निप्ठा से पालन करना चाहिए। मैं आज सबको सावधान कर देता हूँ। 
यदि इसमे किसी ने प्रमाद किया तो ये प्राप्त सुविधाएँ अधिक दिनो तक 
नही चल सकेगी । 


इसके [साथ-साथ एक वात और भी है, जिस स्थाव से एक बार रस 
ले लिया है वहाँ फिर दूसरी बार कोई साधु न जाए। सब साधु एक 
साथ तो चलते नही है । अत. पीछे आ्राने वाले साघधुओ को यह पुछ कर 
रस लेना चाहिए कि यहाँ से पहले कोई रस ले तो नही गए ? वार- 
वार एक ही स्थान पर जाने से दाता के मन मे साधुओो के प्रति अश्रद्धा 
उत्पन्त हो सकती है। हम किसी पर भार वनना नहीं चाहते । कोई 
खुशी से हमे कुछ दे, वही हमे लेना चाहिए । 

यद्यपि आचाय॑श्री और भी कुछ कहना चाहते थे पर उस समय प्रति- 
ऋमरा मे विलम्ब हो रहा था| श्रत आचायंश्री मे उन विषयो को किसी 
दूसरे दिन के लिए छोड दिया । 


चदोली से विहार कर हम मुगलसराय की ओर आ रहे थे । मार्ग मे 
राजस्थानी लोगो का एक काफिला मिला । उसमे बूढ़े, वच्चे, स्त्री-पुरुष 
सभी लोग थे। वे घोडो, गधो तथा ऊंटो पर अपना घर द्वार लादे डाल“ 


पे 


मिया नगर की ओर जा रहे थे । उसमे से कुछ मुखिया लोग आचायंश्री 
के पास आये और भक्तिपुर्वक वन्दना की । आचार्यश्री ने उनसे मारवाड़ी 
भाषा में बातचीत आरम्भ की तो सहज ही उनमे आत्मीयता-सी पैदा हो 
गई। मातृभ्रूमि का सम्पक पाकर एक बार उनकी चेतना सप्राण 


हो गई। 


आचार्यश्री ने पुछा--क्यो भाइयो ”? तुम भ्रभी इधर क्यों भ्रा गए 
हो ? बस इतने मे तो उनके बधन खुल पडे । मानो घाव पर अगुली लग 
गई हो । सकरुण शब्दों में वे अपनी आत्म-कथा सुनाने लगे। कहने 
लगे--महाराज ! यह कहानी सुनाने के लिए ही तो हम श्रापके पास 
आये हैं। सचमुच आज हम चारो झोर से श्रसहाय है । प्रकृति के प्रकोप 
के कारण दो-तीन वर्षों से लगातार हमारे गाँव मे श्रकाल पड रहा है । 
जो अन्त पास मे था वह खा चुके । अब प्राणो के लाले पड़ने लगे तो 
हम लोगो को प्राणो से भी प्यारी मातृभूमि को छोडकर इधर आना पड़ 
रहा है। सोचते हैं इधर कुछ काम-काज मिल जायगा जिससे अपने गुजर- 
बसर कर दिन काट देंगे। फिर जब अच्छे दिन आएगे तो पुन. अपने 
गाँव की ओर लौट आएगे । हमारा गाँव मारवाड (जोधपुर डिवीजन) 
में है। हम सभी पाँच“चार सौ व्यक्ति जिनमे राजपूत किसान आदि 
सभी जातियो के लोग हैं, इधर कानपुर मे पद्मपतजी के पास भी गए थे । 
उन्होने हमारे कुछ साथियों को अपनी मिल में रख लिया। शेष लोग 
डालमियानगर की ओर जा रहे हैं। वहाँ कुछ काम मिलने की सभा- 
बना है । 

श्ाचार्यश्री ने उन्हे अपना सन्देश देते हुए कहा--/ मनुष्य पर विप- 
त्तियाँ तो आती ही रहती है। सच्चा मनुष्य वही है जो उनसे विचलित 
नही होता । यह तो परीक्षा का समय होता है । यदि मनुष्य भ्रपने पौरुष 
पर विश्वास रखे तो झ्रापत्तियाँ अपने श्राप दूर हो जाती हैं। अत. तुम्हें 


हद 


भी निराश और दीन नही होता चाहिए । तुम्हे अपने देश से दुर राजस्थान 
की गौरवसयी मर्यादा की रक्षा करनी है । आशा है तुम अपने शील और 
स्वभाव से दूसरे लोगों मे राजस्थान के प्रति स्वस्थ-भावनाएं अजित 
करोगे। 

आचायंश्री मुगलसराय मे श्राकर ठहरे हो थे कि एक रेलवे आफि- 
सर आये और कहने लगे---मैंने कानपुर मे आपके दर्शन किए थे। 
प्रवचन भी सुना था। आज जब इधर से जाती हुई कारो पर आपका 
नाम पढा तो मैंने लोगो से पृछा--आचारये जी कहाँ है ? उन्होने बताया' 
कि आप यही हैं। मुझे यह सुनकर बडी खुशी हुई । सचमुच झाज का दिन 
हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य का दिन हैं। पर आप यहाँ आये इसका 
प्रचार तो हुआ ही नही । यहाँ लाखो लोग बसते हैं उन्हे पता चल जाता 
तो वे भी आपके उपदेश से लाभ कमा सकते । 

भाचार्यश्री--/हाँ यह तो ठीक था पर भ्राज सुगनचन्दजी ने हमारे 
पर अनुकम्पा करके यहाँ ठहराया है। कल ही साहुपुरी से वहाँ के मैनेजर 
श्राए थे उन्होने हमे साहुपुरी मे ठहरने का काफी आग्रह किया था। 
पजाव नेशनल बैक मे भी हम ठहर सकते थे और भी अनेक स्थान हमे 
बाजार मे मिल सकते थे । पर सुगनचन्दजी की इच्छा थी कि आज तो 
हमे एकान्त मे ठहर कर कुछ विश्राम ही करना चाहिए। इसीलिए 
उन्होंने हमारे यहाँ श्राने का प्रचार नही किया। यद्यपि हमारे लिए तो 
लोगो से मिलना ही विश्राम है पर सुगनचन्दजी को भावना ने श्राज 
विजय पा ली और हमे एकान्त मे सडक से दूर ही ठहरना पडा ।” 

मैनेजर--अच्छा ! आज तो आप यही ठहरेंगे ? 

आचार्यश्ली--नही । हमे आज शाम को ही वनारस पहुँच जाना है 


मैनेजर--हाँ तो मैं श्रभी आपके लिए ट्रेंच की व्यवस्था करवा 
देता हें 


१० 


आचार्येश्री--पर हम तो ट्रेन मे नही चलते । 

मैनेजर--श्रोहो मैं समझ गया, आप मोटर मे ही जाते है ! 

आचारयंश्री--नही, हम तो मोटर मे भी नहीं जाते, पैदल ही 
चलते है ? 

मैनेजर--तो क्या बाहर खडी मोटरों मे आपका सामान जाता है ? 

आचायेश्री---नही । हम अपना सामान अपने कंधों पर ही लेकर 
चलते है। 

भैनेजर--बाहर मोटरें क्‍यों खडी हैं ? 

आचार्यश्री--उनमे तो हमारे साथ चलने वाले यात्री लोग अपना 
सामान रखते हैं । 

मैनेजर--अाप कितना सामान रखते है ? 

आचार्येश्री---वस इतना ही जितना आप अभी हमारे पास देख रहे 
है । यही हमारा सारा सामान है । 

मैनेजर--कया इतने से आपका काम चल जाता है ? 

आचार्यश्री--देखिए काम तो चलता ही है। पहनने, श्रोढने तथा 
विछीने का सभी काम इतने कपडो से चल जाता है । 


वे आचार्यश्री के उपदेशो से तो प्रभावित थे ही, श्राज इतनी कठिन 
साधना का परिचय पाकर एकदम गद्गद्‌ हो गये और श्रद्धा से उनका 
सिर स्वय ही नत हो गया । 


शाम को हम लोग बनारस पहुँच गये । अब तक का मार्ग हमारे 
लिए अपरिचित था । श्रव तो आगे का मार्ग परिचित ही है । वनारस हम 
पहले भी झ्राए हुए है ) भ्रत यहाँ के लोगो से काफी परिचय है । इसी- 
लिए शाम को काफी लोग एकत्रित हो गये । समागत लोगो मे अधिकतर 
विद्वानू ही थे, जिनमे वयोवुद्ध पडित गिरघर शर्मा, राजा प्रियानन्दजी, 
पढित कैलाशचन्द्रजी, प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशक श्री मोतीलालजी, श्री मैगलदेव 


श्र 


शास्त्री आदि-आदि के ताम विशेष उल्लेखनीय है। पडित महेन्द्रकुमारजी 
का निधन आज जरूर खटक रहा था। पिछली वार जब आचार्यश्री यहाँ 
पधारे थे तो उन्होने आगे होकर.सारे कार्यक्रमों का सयोजन किया था। 
पर अब तो वे विगत के अतिथि हो चुके थे । सचमुच काशी की विद्वन्मण्डली 
भे उतका अपना विशेष स्थान था । यहाँ चोरडिया वन्धुओ का सहयोग 
भी विशेष सराहनीय था । 


प्रार्थना के वाद एक छोटा-सा भाषणों का कार्यक्रम रखा गया। 
क्योकि बडा कार्यक्रम करने का तो आचाय॑ श्री ने पहले ही निषेध कर दिया 
था | अभी तो यहाँ रास्ते चलते ही आये हैं | प्रात काल पुन विहार करना' 
है अत सभी लोगो को सूचना भी नही दी गई थी । यहाँ के लोगो का 
चहुत आग्रह था कि कुछ दिन तो यहाँ ठहरना ही चाहिए । पर आ्राचार्यश्री 
को भ्रभी तक बहुत टूर चलना है। अत अभी कैसे ठहर सकते हैं ? भ्रभी 
तो बनारस और झौरई सभी समान है । वल्कि आचारयंश्री का तो यह भी 
विचार था कि बनारस ठहरा ही नहीं जाय। पर लोगो के अत्यन्त 
आग्रह से रात-रात का निवास यहाँ स्वीकार किया गया। विद्वानों ने 
आचार्यश्री का श्रद्धासिक्त स्वरो मे अभिनन्‍दत किया तथा आचार्यंश्री ने 
यहाँ से चलकर पुन यहाँ आने तक के अपने विशेष अनुभव सुनाये। 
रात्री भे बहुत देर तक साधकजी तथा सतीझ्षकुमार से वातें होती रही । 


यहाँ हासी निवासियों का एक शिष्टमण्डल मर्यादा महोत्सव की' 
प्राथना करने के लिए आया था। आचायंश्री ने उनकी प्रार्थवा को ध्यान- 
पूर्वक सुना पर अ्रभी महोत्सव का निर्णय कर देना जरा कठिन-सा लगता 
था | महोत्सव के बारे मे इस वार अनेक कल्पनाएँ है। कुछ लोगों का 
विचार है कि महोत्सव सरदारशहर मन्नी मुनि के पास ही करना चाहिए। 
कुछ लोगो की राय है कि रास्ते मे जहाँ कही भी माघ शुक्ला सप्तमी 
आ जावे वही महोत्सव कर देना चाहिए । बल्कि कूछ लोग तो इस बात 


१२ 


के भी समर्थक है कि उस दिन दोपहर बारह बजे जहाँ कही भी आचायंश्री 
पहुँच जाएँ वही महोत्सव का कार्यक्रम सम्पन्न कर आगे विहार कर देना 
चाहिए । सभी विकल्पों के सामने कुछ-कुछ कठिनाइयाँ हैं। देखे कौन-सा 
स्थल इस महापर्व के गौरव से अपने झ्ापको अभिमदधित कर पाएगा । 


रात में घमंशाला मे ठहरे थे । धर्मशाला की कोठरियाँ छोटी-छोटी 
तो होती ही हैं। भ्रत सारे साधु एक स्थान पर नहीं सो सके । आचार्यश्री । 
का विचार था कि पिछली रात्री में सारे साधु एकत्र हो जाए पर हमारे 
लिए स्थान तो नही बनाया जाता ? साधु को तो जैसी सुविधा हो वैसा 
ही होकर चलना पडता है। 


२६-१२-२१६ 


परिचिम रात्री मे आचायंश्री प्राय. ४ वजे करीब उन्तिद्र हो जाया 
करते हैं। तदनुसार शआ्राज भी उसी समय उठकर बैठ गए। सरदी की 
राते बडी तो होती ही हैं श्रत पहले अयोग-व्यवच्छेदिका तथा अन्ययोग- 
व्यवच्छेदिका का स्वाध्याय चला। उसके वाद कल्याण मन्दिर स्तोत्र 
का शिक्षण प्रारम्भ हो गया। दिन में हम सभी साधु यात्रा मे व्यस्त 
रहते हैं और रात्री मे आचार्यश्री स्वय हमे स्तोन्रादि कण्ठस्थ करवाते 
हैं। बहुत सारे साधु आचार्यश्री के चारो ओर बेठ जाते हैं और आचार्य 
श्री सभी को वाचना देते रहते हैं । इसी क्रम के अनुसार बहुत से साधुओं 
ने षड़-दर्योन अन्ययोग-व्यवच्छेदिका, अयोग-व्यवच्छेदिका, कल्यारा-मन्दिर 
आदि लघु-स्तोत्र काव्यो को कण्ठस्थ कर लिया है। इस परम्परा से न केवल 
साधुशो का ज्ञान-कोष ही विवृद्ध होता है अपितु समय का भी सदुपयोग 
होता है । वे साधु भी जिन्होंने सस्कृत का विशेष अध्ययन ही नही किया 
श्राजकल दिन-रात यथा समय सस्क्ृत-पद्यो का उच्चारण करते देखे 
जाते हैं। चारो ओर अ्रध्ययन का एक सुखद वातावरण छा गया है ! 
जो साधु अध्ययन नही कर पाता है वह भी एक वार तो उस ओर जुट 
पड़ता है। सभवतः कोई भी साधु ऐसा नहीं होगा जो आजकल कुछ-म- 
कुछ अध्ययन नही करता हो। इसीलिए शरद-ऋतु की राते आजकल 
छोटी हो गई है। आचायंश्री कहा करते हैं--इस व्यस्त यात्रा का हमे 
इस बार यही लाभ उठाना है। मैंने भी आज आचारय॑श्री के पास कल्याण 
सन्दिर स्तोत्र का शिक्षण प्रारम्भ कर विया है | 


विहार और उत्तरप्रदेश भे शिक्षा का काफी प्रसार है। इसीलिए 


१४ 


प्रायः देहातो मे भी अनेक पढें-लिखे लोग मिल जाते है। विद्यालय भी 
इधर काफी है । पर विद्यालयों के भवनों की वास्तव में ही बडी दुर्देशा 
है| स्कूलो मे फर्नीचर का तो अभाव रहता ही है पर मकान भी प्रायः 
कच्चे होते है। फर्श तो अ्रधिकाश मकानों का ऊबड़.खाबड तथा अलिप्त 
ही रहता है । इससे प्राय मकान धूलि-घूसरित से रहते है । पक्के मकानों 
में कूडा-कर्कंट इतना रहता है कि हम लोग निकालते-निकालते थक जाते 
हैं । सचमुच हम लोग जहाँ ठहर जाते हैं वह्‌ मकान एक बार तो साफ 
हो ही जाता है । आज जिस स्कूल मे हम ठहरे थे वह कूडे-ककंट से भरा 
हुआ था। ऐसा लगता था मानो वर्ष भर में वहाँ सफाई करने की निषे- 
धाज्ञा ही रही हो । हम लोग मकान को साफ कर ही रहे थे कि आचार्य 
श्री भी वहाँ पहुँच गए । हमे देखते ही कहने लगे--तुम लोग श्रभी तक 
कूडा निकालना ही नहीं जानते । रजोहरण को इतना जोर से घसीटते 
हो कि वह तो टूटे सो टूटे ही पर नीचे यदि कोई जीव श्रा जाए तो वह 
भी शायद जीवित नही बचे । और सच तो यह है कि इस प्रकार प्रायः 
कूडा भी ठीक ढंग से नहीं निकल पाता । 


फिर रजोहरण को अपने हाथ में लेकर कूडा साफ करते हुए बोले-- 
देखो इस प्रकार से स्थान को साफ करना चाहिए । अच्छा तो यह हो कि 
कभी मैं सारा कूडा-कर्कंट साफ करके तुम्हे दिखाऊं कि किस प्रकार से 
मकान साफ होता है । साध्वियाँ बडे परिश्रम से रजोहरण बनाती है 
आर तुम लोग उन्हे सहज में ही तोड देते हो यह अच्छा नही होता । 
तुम अपने हाथ से रजोहरण बनाओो तो तुम्हे पता चले रजोहरण कैसे 
बनता है ? 


प्रतिक्रमण के पदचात्‌ हम कुछ साधु लोग श्राचार्य श्री के उपपात में 
बैठे थे । विहार की बाते!चल रही थी कि दो-तीन छात्र सामने आकर 
खडे दो गए। कहने लगे--महात्माजी हमे भी कुछ उपदेश दीजिए । 


१५ 


आचार्यश्री ने कहा--उपदेश तो झाज नही होगा। भाप कुछ पूछना 
चाहे तो पूछिये । 

एक छात्र कहने लगा--कक्‍्या अशुब्रत के अन्तर्राष्ट्रीय प्रसार में हम 
कुछ सहयोग कर सकते हैं ? 

इस अपरिचित स्थान में इस प्रकार का श्रप्रत्याशित प्रइान सुनकर 
सभी लोग आश्चर्य मे पड गए । 

झाचारयं श्री ने उनसे पूछा--तो क्या आप अराुब्नत से परिचित हैं ? 

छात्र--हाँ मैंने उसका कुछ अध्ययन किया है। श्णुब्रत-समिति से 
हमारा कुछ पत्र-व्यवहार भी हुआ है । यह कहते-कहते उसने अ्रपनी जेब 
मे से कुछ एक पत्र निकालकर कहा--यह देखिए देवेन्द्र भाई का पत्र, 
यह देखिए हरभजनलालजी शास्त्री का पत्र, यह देखिए सुगनचन्दजी 
आचलिया का पत्र । 

आचायंश्री ने देवेन्द्र के अक्षरों को पहचानते हुए कहा--हाँ इन्हे तो 
मैं भी पहचानता हूँ देवेन्द्र के ही भ्रक्षर है। 

आचार्यश्री--तुम्हारा नाम क्या है ? 

छात्र-मेरा[ नाम निर्मेलकुमार श्रीवास्तव है। मैं वतारस मे 8 ४, 
में पढ़ता था। पर झआधथिक सकट के कारण मुझे कालेज छोडना पडा | 
अब मैं एक स्थान पर सविस करता हूँ | अ्रपने दूसरे सहपाठी की ओर 
सकेत करते हुए वोला--यह है मेरा मित्र जठाशकर प्रसाद । इसी प्रकार 
उसने अपने अन्य साथियों का भी आचार्य श्री से परिचय कराया । कहने 
24 लोग चाहते हैं कि अ्रणुन्नत के प्रसार मे कुछ सहयोग कर 
सकें । 

आचाय॑ श्री ने उन्हे पहले अ्रणुक्रत का साहित्य पढने का परामझे 
दिया तथा फिर अखुब्रत्त प्रसार के वारे मे अपने विचार बताने को कहा । 
आचारयंश्री ने उन्हे यह भी कहा--अखुक्त-भ्रान्दोलल नैतिक शुद्धि का 


१६ 


आन्दोलन है। अत. इसमे काम करने वाले कार्यकर्ताओं का नैतिक होना 
श्रत्यन्त आवश्यक है। यह कोई आधथिक आन्दोलन नही है कि जिससे 
“इसकी आड में कोई अपना आर्थिक हित-साघन कर सके । यह तो जगने 
और जगाने का आन्दोलन है । इसीलिए कोई भी व्यक्ति नि स्वार्थ सह- 
योग करे तो हम उसका हृदय से स्वागत करते हैं | यहाँ गरीव और ग्रमीर 
का प्रइन नहीं है । प्रइन है लगन और परिश्रम का जो व्यक्ति परिश्रम करे 
उसके लिए आन्दोलन का द्वार सदा खुला पडा है। मैं नहीं चाहता कि 
इसमे काम करने वाले कार्यकर्ता अपने-अपने कार्यो को छोडकर आएं | 
बल्कि मैं तो यह चाहता हूँ कि जो व्यक्ति जहाँ कार्य करता है उसे वही 
से आन्दोलन को वेग देना चाहिए। इससे हम आन्दोलन को अनेक 
बाघाओ से सुरक्षित रख सकेंगे । 


फिर आचाय॑ंश्री ने उन्हे साधुओ से वातचीत करने को कहा । उनसे 
काफी देर तक आन्दोलन की गतिविधि का परिचय पा लेने के वाद 
श्राचायंश्री ने उन्हे अपने गाव भे ही कुछ काम करने का परामर्श दिया। 


आज हम लोग गाव से काफी दूर ठहरे थे । अ्रतः प्रवचन का कार्य- 
क्रम नही रखा गया था । पर थानेदार, पुलिस के जवान, व्यापारी आदि 
अनेक लोगों से बातें करते-करते काफी रात बीत गई अत आचाययंश्री के 
लिए तो वह प्रवचन ही हो गया । 


२७-१२-५६ 


निश्चय नहीं हुआ है और यह निरचय करना है भी कठित । उतनी बदी 
यात्रा में बहत दूर पहले का निश्चय कर लेना सचमुच बटा कठिन काम 
है। पर बिता लद्ष्य निर्धारण के झासिर प्रतिदिन के विहार का भी वया 
अनुमान लग सकता है ? उसीलिए श्राज प्रात.काल गुरवन्दन के समय 
झाचायंत्री ने सभी साधुओ्ों से कहा--अ्रव हमे थोटा शन्लागे का लक्ष्य 
निर्धारित कर लेना चाहिए । पयोकि उसके बिना हमारी गति में नियमितता 
नहीं आ सकती । अ्रमी हमारे सामने मर्यादा-महोत्मव के दो विकल्प हैं । 
एक तो सरदारणहर शौर दूसरा कही घोच का। सरदारशहर में महोत्मव 
के साथ-साथ सुप़तालजी स्वामी के श्रनणन का भी एक महत्त्व है। पर 
उसके लिए चलना भी बहुत अधिफ पटेंगा । वैसे मुझे तो चलने मे कोई 
वाघा नहीं है पर साधुओं की उस विपय में क्या राय है मैं यह जानना 
न्ाहता हूं । सभी साधुओं ने कहा--जहां श्राचार्य श्री चाहे हम लोग चलने 
के लिए तेयार हैं । 

आचार्य श्री--यह तो है ही । पर मैं पूछ रहा हू कि इस विपय में 


[. 


उनकी न्नपनी वया राय है ? 


फूछ माधुओ ने महोत्सव के लिए सरदारणहर को उपयुक्त माना। 
क्योकि सभी साधु-साध्वी वहा भ्राचार्यश्री की भ्रतीक्षा मे उत्कठित सद़ें 
हैं। बुछ साधु इतने लम्बे चलने के पक्ष में नहीं थे । उनका कहना 
था कि इतना लम्बा चलना स्वय आचार्यश्री के स्वास्थ्य पर भी 


श्ष 


अनुकूल प्रभाव नही डालेगा। कुछ देर तक वह मधुर बाकयुद्ध होता 
रहा । आचायंश्री वडी शात्ति से उस विवाद का रस पी रहे थे । पर आज 
कोई ग्रन्तिम निश्चय नही हुआ | 

दूसरे प्रहर आज आचार्य श्री स्वय सब यात्रियों के घर भिक्षा के 
लिए गए । रात्री के प्रथम प्रहर मे श्रणुत्रत समिति के उपाध्यक्ष रामचन्द्रजी 
जैन बनारस से अपने भूतपूर्व प्रोफेसर डा० प्राणनाथ विद्यालकार को 
अपने साथ लेकर आए । प्रार्थना के पश्चात्‌ उनसे बाते करते-करते प्राय. 
दूसरा प्रहर ही झा गया। डा० प्राणनाथ एक सुपरिचित इतिहासज्ञ व्यक्ति 
है। श्रथेशास्त्र मे उन्होने डॉक्टरेट किया है! वैसे पहले वे प्रथेशास्त्र के 
प्राष्यापक भी रह चुके हैं । सुमेरियन आदि प्राचीन लिपियो के वे अच्छे 
विशेषज्ञ है। उनका आचार्यश्री से यह पहला ही परिचय था । पर पहली 
ही बार मे उन पर आचायंश्री के व्यक्तित्व की श्रच्छी छाप पडी। व 
कहने लगे मैं अपने जीवन में दो ही व्यक्तियों से विशेष प्रभावित हु। 
पहले व्यक्ति श्री गणेशप्रसादजी वर्णी तथा दूसरे व्यक्ति श्राचार्य तुलसी 
है । बल्कि आज मुर्के जो शान्ति मिली है वह तो अभूतपूर्व ही है। जैन 
सरक्षति और धर्म के बारे मे चर्चा करते हुए उन्होंने कहा--जैन धर्म 
भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। आर्यो के आगमन से पूर्व यहा जो लोग 
बसते थे वे सम्भवत जैन ही थे। जैन आगमों पर अपना अभिमत व्यक्त 
करते हुए उन्होने कहा--जैन आगम विद्व वाड्मय के अ्रमुल्य रत्न है। 
भाषा की दृष्टि से वे वेदों से भी प्राचीन ठहरते है। वल्कि कुछ आगम 
तो बहुत ही पुराने है। तथ्य की दृष्टि से भी उनमे अनेक रत्न भरे पड़े 
हैं । उदाहरण के लिए वृह॒द्‌ कल्प सूत्र को ही लें, अगर वह मेरे सामने 
नही होता तो मेरा थीसिस ही भ्रधूरा रह जाता । वास्तव मे ही उनमें 
इतिहास की इतनी सामग्री भरी पडी है जो अपरिमेय ही कही जा सकती 
है। अब उनके अन्वेषण का अवसर आया है अत आपको इस विषय पर 
ध्यान देना चाहिए । 


१९ 


पुद्गल शब्द का अनुचिन्तन करते हुए उन्होने बताया--यह शब्द 
बहुत ही प्राचीन है। उसकी जो “पूरणगलनध्मंत्वादु-पुदूगल ” यह व्युत्पत्ति 
की जाती है, यह तो वहुत ही अर्वाचीन है। मेरे विचार से इसका 
मूल 'वृुत-गल' ऐसी व्युत्पत्ति मे होना चाहिए। वबुत' ही अपशभ्रष्ट होता 
होता आज पुदुगल बन गया हैँ ऐसा लगता है | इसी प्रकार जिन शब्द 
भी सभवत. 'सिन' से बना है। सुमेरियन भाषा में सिन' का अर्थ चन्द्रमा 
होता है । चीनी भाषा मे भी यह इसी रूप में प्रयुक्त हुआ है । 'जयतीति 
जिन. यह व्युत्पत्ति बहुत बाद की मालूम देती है । यदि इस प्रकार हम 
एक-एक शब्द की आलोचना करें तो बहुत सारे तथ्य उद्घाटित हो सकते 
हैं । भ्रावश्यकता है इस दृष्टि से आगमो पर गोधपूर्ण कार्य हो। श्राचार्य 
श्री ने जब उन्हें यह सकेत दिया कि आपको इस छिपी हुई सामग्री को 
प्रकाश में लाना चाहिए । तो उन्होंने कहा--मेरी इच्छा है कि मैं जैन 
आममो पर ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ अन्वेपण करूँ। फिर मुनि श्री 
नथमलजी ने उन्हे विस्तार से आचाय॑ श्री के सान्निध्य में चलने वाले 
आगम शोध कार्य का परिचय दिया जिससे वे वहुत प्रभावित हुए | 


र१८-१२-५६ 


सडक पर से जब हमारा लम्बा काफिला गुजरता है तो लोगो के मन 
में अनेक प्रकार के प्रइन पैदा हो जाते हैं। न जाने मनुष्य के मन में क्यो 
इतनी जिज्ञासाए रहती हैं कि वह प्रत्येक बात का मूल खोजना चाहता है । 
सबसे अभ्रधिक प्रश्न जो आजकल हमे पूछा जाता है वह है आप कहाँ से 
श्राए हैं और कहाँ जाएगे ? आने के लिए तो हम कह देते है कि हम 
कलकत्ते से आए हैं पर जाने के लिए क्या कहा जाए ? भला जिनका 
अ्रपना कोई स्थान नही, उनके गन्तव्य के बारे में क्या कहा जा सकता 
है ? इसीलिए इसका उत्तर देने मे हमे बडी कठिनाई हो जाती है । यदि 
यह कहा जाए कि हमारा कोई स्थान नही होता तो प्रश्नकर्ता को इसका 
विश्वास होना कठिन हो जाता है। फिर एक के बदले तीन श्रश्न होते 
हैं । इतना समय कहा रहता है कि हम इतनी लम्बी प्रइन सूची का उत्तर 
देते चले जाए। यदि हम यह सोच लें कि आराज प्रत्येक जिज्ञासु के प्रइन 
का उत्तर देना है तो मैं सोचता हु ग्रगली मजिल बडी लम्बी हो जाएगी। 
सुबह के बदले शाम तक भी श्रगले ग्राव पहुचना कठिन हो जाएगा। 
श्रत. लोगो को थोडे मे निपटाने के लिए कोई साधु श्रपने भ्रस्थायी गन्तव्य 
दिल्‍ली की ओर सकेत देता है तो कोई राजस्थान की श्रोर। पर इसमे 
भी वडी उलभन है। साईकिल पर बैठे एक व्यक्ति ते मुझे पूछा -स्वामीजी 
आप आगे कहा जाएगे ? 

मैंने कहा--अ्रभी तो हम दिल्‍ली जा रहे हैं । 

व्यक्ति--यह क्या ? झ्रापके पिछले साथी तो कह रहे थे कि हम 
राजस्थान की ओर जा रहे हैं और आप कहते हैं दिल्‍ली जाएगे। 


२१ 


मैंने उसे समफाया--भैया ! पहले हम दिल्‍ली जाएगे झौर फिर 
राजस्थान जाएगे । 

व्यक्ति--तो क्या आ्राप राजस्थान तक पैदल हो जाएगे ? 

मैं--हा, हम हमेशा जीवन भर पैदल ही चलते है । 

व्यक्ति---राजस्थान क्यो जाते है ? क्या वहा आपका घर है ? 

मैं--नही हमारा घर कही होता ही नही । हम तो जीवन भर घूमते 
ही रहते है। सारा ससार ही हमारा घर है | 

वह तो विचारा विस्मय-भरी दृष्टि से देखता ही रह गया। इतना 
ही नही भ्रपितु सडक पर अतिदिन कडा परिश्रम करने वाले मजदूर भी 
यह सुनकर कि हम जीवन भर पैदल चलते हैं, .हैरान रह जाते है! सहसा 
उन्हे विष्वास ही नही होता | वे समभते है महात्माजी हमारे साथ मजाक 
कर रहे हैं ? 

आज भी एक जगह कुछ मजदूर पूछने लगे महात्माजी श्राप किघर 
जा रहे है । 

हम--जिधर चले जाए। 

मजदूर--यह क्या ? जिधर चले जाए, इसका क्या मतलब है ? 

हम--इसलिए कि हमारा कही घर नहीं होता। हम जिघर चले 
जाए चले जा सकते है । 

एक दो दिन पहले हम चल रहे थे कि भ्रचानक एक ट्रक भ्राकर हमारे 
सामने रुक गया । ड्राइवर नीचे उत्ता और कहने लगा-सस्वामीजी ! 
पैदल क्यो चलते है? हमारे ट्रक मे बैठ जाइए । हम श्रापको अगले 
गांव पहुचा देंगे। 

आचार्य श्री ने हसते हुए कहा--मैया ' आज तो तुम हमे पहुचा 
दोगे पर कल हमे कौन आगे ले जाएगा ? हमारा तो जीवन भर चलना 
जो ठहरा । हम पैदल चलते है और इसलिए तुम्हारे ट्रक मे नही बैठेंगे। 


र्२ 


दसा्न-दस पन्द्रह-पन्द्रह मील बल्कि कभी-कभी तो इससे भी अधिक 
चलना पडता है । अ्रत गति मे स्फूर्त तो रखनी ही पडती है। वोक-भार 
हमारे कधो पर देखकर कुछ लोग समझते है कि महात्माजी स्टेशन जा 
रहे हैं, सोचते हैं कही गाडी निकल नहीं जाए | इसीलिए तेज चलते हैं । 

एक भाई ने कहा--महात्माजी इतनी जल्दी क्यो करते है गाडी 
छूटने मे तो अभी बहुत देरी है 

उसे समझाया--भैया ! हमारी गाडी तो छूट चुकी । श्रव लेट न 
हो इसलिए तेज चल रहे है । 

वह भाई--क्ष्या मतलब आपका ? 

हम--यह है कि हम तो पैदल ही चलते हैं। अगले गाव जल्दी पहुँच 
जाए इसलिए स्फूर्ति से चल रहे हैं । ९ 


एक-दो साधुओं को छोडकर प्राय सभी साधु खूब तेज चलते है । 
कुछ श्रावक लोग तो हैरान रह जाते है कि झाचाय्य श्री कितने तेज चलते 
हैं ? हम तो दौडकर भी उनका साथ नही कर सकते । इसीलिए कुछ लोग 
तो पैदल चलने से घवरा जाते है। कुछ बहने बडी साहसी है। भीरे 
चलती हैं तो भी सवारी पर नही बैठती। कभी-कभी तो वे पहुँचती हैं 
इतने भें हम फिर चलने की तेयारी कर लेते है । सचमुच आचाय॑ श्री की 
पदयात्रा ने अनेक लोगो के मन में पैदल चलने का उत्साह भर दिया है । 
इसीलिए बहुत से सम्पन्न लोग भी पैदल चलने में अ्रपना गौरव समभते 
हैं। जो पैदल तही चल सकते वे भी चाहते तो यही हैं कि पैदल चलें । 
इसलिए कुछ लोग तो ठेठ कलकत्ते से पैदल ही चल रहे है । उनमे दौलत- 
राम जी छाजेड, जसकररणजी दुगड तथा पानी वाई आदि के नाम विशेष 
उल्लेखनीय है । 


रात्रिकालीन विश्राम आज भी हमने एक पुलिस थाने मे ही लिया 
था । उत्तरप्रदेश सरकार ने हमारे लिए सुविधा कर दी है कि जहा भी 


श्३्‌ 


जाए वहा स्कूल तथा थाना आदि मिल सकते है । सब थानो पर अध्या- 
देश पहुच गए है कि हम चाहे तो हमे थाना या स्कूल मे ठहरा दिया 
जाए। इसलिए जहाँ भी जाते है थानेदार आदि पहले ही थाने के आगे 
खडे मिलते है । हम सभी जगह थानो में ही नही ठहरते पर अपनी ओर 
से उनकी तैयारी रहती है। कही-कही तो हमे जेल घर मे भी ठहरना 
पडता है । भ्राज भी हम जेल घर में हो सोए थे । 

आचाये श्री ने हँसते हुए कहा---श्राज तो तुम जेली हो गए। सचमुच 
परिस्थिति का कितना अन्तर पड जाता है। एक तो अपराधी जेल मे 
जाता है और एक साथु जेल मे जाता है। कितना अन्तर है दोनो मे । 
एक मुक्त भाव से जाता है और दूसरा अपराधी वन कर जाता है। 

थानेदार आज कही दौरे दर गया हुआ था। अत काफी देर से 
लौठा | पर उसका लडका ब्रजेन्द्रकुमार वडा हो चपल शिशु है | कई वार 
आचायें श्री के पास आता और निडर होकर बातें कर भाग जाता। 
आचार्य श्री उसे रोकना चाहते तो भी नही रुकता । आचार्य श्री भी उसके 
साथ विल्कुल शिशुवत्‌ बाते करने लगे। 

एक बार वह कहने लगा--ग्रुरुजी ! भजन सुनाइये । आ्राचार्य श्री 
ने कहा--थोडी देर मे श्रभी भजन शुरू होगा । 

व्जेन्द्र--नही अभ्रभी सुनाइये । 

आजाय॑ श्री--अ्रभी थोड़ी देर मे सुनाएगे। 

ब्रजेन्द्र--नही अभी सुनाइए । 

वाल-हुठ के कारण आख़िर आचय श्री को ही उसकी धात माननी 
पडी । सदा के नियमित समय से पहले ही प्रार्थना का झब्द हो गया । 
सव साधु आकर श्राचाय श्री के पास बैठ गए । 

ब्रजेच्द्र--नही, खडे होकर भजन सुनाइए | 

आचार्य श्री ने मुनि सुमेग्मलजी को खडा किया और प्रार्थना प्रारंभ 


र्‌४ 


हो गईं। ब्रजेन्द्र ने बड़ी भक्ति से प्रार्थना सुनी । फिर कहते लगा---वहिनों 
से भजन करवाइए । 

आचार श्री ने पारमाथिक शिक्षण संस्था की बहिनो को भजन गाने 
के लिए कहा वे भजन गाने लगी तो ब्नजैन्द्र कहने लगा--नहीं खडे होकर 
भजन करवाइये । आखिर उन्हे भी खडा होना पडा ! वहिनें भजन गाने 
लगी और वह पास पडी कुर्शी पर ताल देने लगा। शुद्ध ताल तो वह 
क्या दे सकता था पर उसकी चेष्टा यही थी कि मजीरे वजाने की आकृति 
बनाई जाए और तबला वजाया जाए | फिर कहने लगा--तबला वजता 
है न ! इतने मे थानेदार भी भरा गये । कहने लगे--मजेन्द्र ! क्यों व्यर्थ 
ही महात्माजी को तग्र करते हो ? 


श्राचाय श्री ने कहा--नही मुझे इसमें जरा भी कष्ट नही होता है। 
यह तो उल्टा मनोविनोद है । आचार्य श्री जानते हैं कि बच्चों की भाव- 
नाझ्रों को तोड़ना नहीं चाहिए । उनके प्रइनो का भी बरावर उत्तर देते 
'रहना चाहिए । इससे बच्चे मे हिम्मत बढत्ती है। बहुत से माता-पिता 
अपने बच्चो से भ्रघा जाते है। वे उतकी जिज्ञासाओं का समाधान नहीं 
देते । उसकी चचल तथा शिष्ट प्रवृत्तियों को रोक देते है इससे बच्चे का 
स्वस्थ विकास नही हो पाता । 


बच्चो का पालन-पोषण भी एक कला है। आचार्य श्री ने अपने 
हाथो से अ्रनेक बाल-साधुओ का सरक्षण किया है। अत. उनमे मातु- 
हृदय का वात्सल्य भी उतनी ही मात्रा मे है जितनी मात्रा में पितृ-हृदय 
का अनुशासन । दोनों मिलकर उनके नेतृत्व को उदात्त वना देते है । 

थानेदार धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। उनकी पत्नी भी उतनी ही 
श्रद्धालु हैं । इसलिए ब्रजेन्द्र में भी धामिक सस्कार जागृत होने लगे है 
बह प्राय. हरि कीर्तनो में ले जाया जाता है । झत- भजनो के प्रति उसकी 
स्वाभाविक ही रुचि उत्पन्न हो गई । प्राय. वच्चे योग्य सरक्षण से विकास 


२५ 


कर सकते है पर अधिकांश के भाग्य मे वह लिखा ही कहा होता है ? पिता 
लोगो को काम-काज से अवकाश नही मिलता, माताए अशिक्षित तथा 
डरपोक होती हैं। वे क्या वच्चों के जीवन का निर्माण कर सकती हैं ? 
यदि बच्चो को सस्कारी वनाना है तो पहले स्त्रियो को सुशिक्षित बनना 
पड़ेगा । 


“२६१२-२६ 


ब्षाह्म मुहृते मे स्वाध्याय चल रहा था। अत्य-योग-व्यवच्छेदिका के 
तैरहवे इलोक मे हम लोग “तदु दुख माकालखलायित वा, पचेलिम 
कर्म भवानुकूल” ऐसा पाठ पढा करते है । तदनुसार आज भी वही पाठ 
पढा गया । यद्यपि इसका श्रर्थ ठीक से तो नही बेठता था पर तो भी ठोक- 
पीट कर किसी प्रकार से अर्थ तो विठाना ही पडता था। किन्तु आज 
स्वाध्याय करते-करते मुनि श्री नथमलजी के एक तया ही श्रथे ध्यान में 
आ गया । उन्होंने कहा--यहा 'तद्‌ दु पमाकाल खलायित वा पचेलिम 
कर्म भवानुकूल' ऐसा पाठ उपयुक्त लगता है। पुरानी लिपि के अनुसार 
मूर्धन्य 'ष' और 'ख' को एक ही प्रकार से लिखा जाता था तथा कही- 
कही दोनो का उच्चारण भी 'ख' की ही तरह होता था । इसीलिए प्रतियो 
से 'ष' को 'ख' बना दिया गया | इसी तरह दुषमा' को 'दुखमा' बना 
दिया गया भ्रौर फिर वह सर्व प्रचलित हो गया ऐसा लगता है | 


श्राचार्य श्री ने कह्ा--हा ठीक तो यही लगता है । मुझे भी कुछ-कुछ 
रडकन रहा करती थी, भ्राज यह श्रर्थ विल्कूल ठीक बैठ गया है। भाषा 
ओऔर लिपियो मे किस प्रकार परिवर्तन भरा जाते है। फिर उनसे अथ का 
अनर्थ कैसे हो जाता है इसका यह उदाहरण है। न जाने इस प्रकार 
कितने स्थानों पर भ्रातिया होती होगी। पर मनुप्य के ज्ञान को भी 
धन्यवाद है कि वह फिर से उन्हे सुधार लेता है । यह कहते-कहते आचार्य 
ी छ्ाब्द सागर की गभीरिमा में गोते लगाने लगे । 


प्रात काल भार्ग मे एक जगह कुछ ईक्षु-रस मिला था। आचार्य श्री 


र७ 


रस पी ही रहे ये कि इतने मे हम भी वहा पहुच गए। साधु काफी थे 
और रस थोडा था। अ्रत हमने विचार किया कि आगे निकल जाएं । 
'हम यह सोच ही रहे थे कि इतने मे एक साधु विना रस पीए ही आगे 
निकलने लगे । आचार्य श्री ने उन्हें देखा तो वापिस बुलाया और कहा--- 
बिना रस पीए ही क्यो जाते हो ? 

उन्होने कशा--यो ही मैंने सोचा रस थोडा ही है । 

आचार श्री--थोडा है तो थोडा-योडा पी लो । हर वस्तु को बाद 
कर खाना चाहिए। “असविभागी न हु तस्स मोक्खो' जो सविभाग नहीं 
करता उसे मोक्ष नही होता । 


हमने सोचा अ्रव हमे तो भ्रागे नही जाना हैं। जितना रस मिला 
उसको पृण्यनअ्रसाद मानकर पी गए । पीछे पत्ता चला कि आचार श्री ने 
भी रस की कुछ ऊनोदरी की थी। भन में आया आचाये श्री यदि थोडा- 
सा अधिक रस पी लेते तो दूसरों के कितनीक कमी रहती । पर नेतृत्व 
की कसौटी पर चढने वालो को इन छोटी-छोटी बातों का भी पुरा खयाल 
रखना पडता है। 


कलकत्ते से चलने के बाद पूरे दिन भर तो विरले ही स्थानों पर 
ठहरे हैं। प्राय. दिन मे दो विहार करते हैं। विहार भी छोटे-छोटे नही 
होते । भ्राज भी दो विहार करने थे । पहला पडाव गोपीगज मे था श्र 
दूसरा पडाव ऊभमुगेरी मे । दोतो में ७। मील की दूरी है। बीच में 
कोल्हापुर नामक एक गाव भ्रौर है। बसे गाव तो और भी बहुत हैं पर 
कोल्हापुर मे एक विशेष वात है। वहा एक व्यक्ति रहता है। जिसका 
नाम गोवर्धन है । गोवर्धन कई चर्पो से तेरापथी महासभा का कार्यकर्ता 
है। चातुर्मास मे वह कलकत्त ही था। अत हम लोगो से उसका गहरा 
परिचय हो गया था। अभी छुट्टी मे वह अपने गाव श्राया हुआ था। 
उसने जब सडक पर दोडती हुई मोटरो पर आचाये श्री का नाम पढा तो 


श्द 


वह ग्रोपीगज श्राया और निवेदन किया कि झाज तो झ्रापको हमारे गाव 
में ठहरना ही होगा । 

आचायेश्री ने उसे सारा प्रोग्राम बताया भर कहा--तुम ही वताझो 
झाज हम तुम्हारे गाव मे कैसे रुक सकते हैं ? 

उसने आग्रह किया--कुछ भी हो आज तो आपको हम गरीबों पर 
दया करनी ही होगी । यह ठीक है कि हमारे गाव में महल नहीं हैं । 
पक्के मकान भी नही हैं, टूटी-फूटी क्रोपडिया है। पर आपको उन्हे पवित्र 
करना ही होगा। हम सारे साथुशो की तथा यात्रियों की व्यवस्था कर 
लेंगे। बहुत देर तक यह झाग्रह अनुनय चलता रहा। श्रन्त मे बीच का 
मार्ग निकाला गया कि थोडी देर के लिए झ्राचारयंश्री सडक पर रुक जाए । 
गाव के सभी लोग वहा आकर दशंनव कर ले तथा आचार्यश्री उन्हे थोड़ा 
उपदेह दें । गोवर्धन सतुष्ट हो गया। तदनुसार श्राचार्यश्री विहार करते 
हुए कुछ देर के लिए सड़क पर ठहरे और लोगो को उपदेश दिया । यहा 
लोग अ्रधिकतर शाकाहारी ही है। श्रत. आचार्येश्री ने उन्हे प्याज, बैगन 
झ्रादि अनल्तकाय तथा बहुबीज शाक खाने का त्याग दिलवाया । कुछ 
बहनो ने महीने में दो दिन रात्री-भोजन का भी परित्याग किया । 

प्रवचन के वाद ग्रामवासियों ने फिर निवेदन किया--श्राचायंजी 
कुछ देर के लिए तो हम गरीबो के घरो को भी पवित्र कीजिए । 

श्राचायंश्री ने कहा--भाइयों ! हमारे लिए गरीब और घनवान 
का कोई भेद नही होता । भ्रभी समय बहुत थोडा है श्रत हम यहा अ्रधिक 
नहीं ठहर सकते। अन्यथा मुझे झापके गाँव मे जाने से खुशी हो होती । 

ग्रामवासी--महाराजजी कम-से-कम गत्ते तो लीजिए और वे अपने 
साथ लाये हुए गन्ने के बडे-बडे गट्गरों को उठाने लगे । 


आचायेश्री--हम गन्ने नही ले सकते । क्योकि इसमे सार तो कम 
होता है। निस्सार फेंकने की चीज अधिक होती है । 


२६ 


ग्रामवासी--तो रस ले लीजिए । हमारे बहुत सारे कोल्‍्हू चलते हैं । 
कुछ लीजिए । 

उनके अत्यन्त आग्रह पर आचार्यश्री ने साघुओे को उनका रस लेने 
के लिए भेजा। स्वयं आचायंश्री ने भी उनका रस पिया। पर वह 
" झ्राचार्यश्री के प्रकृति के अनुकूल नही रहा । ऊममुगेरी आते-आते आचार्य 
श्री का शरीर भारी हो गया और थककर चूर हो गए। पर फिर भी 
श्राचायंश्री ने किसी को बताया नही। क्योकि आ॥राचार्यश्री जानते थे कि 
इस समय तो हिम्मत का काम है । यदि मैं ही हिम्मत हार दूगा तो 
साधुओ को बड़ी चिन्ता हो जाएगी । इस समय एक दित्त रुकना भी भारी 
हो जाएगा । पर यह बात छिपाने से कव छिपती है। रात मे आचाय्यंश्री 
को प्रतिध्याय हो गया और प्रात काल वबदना के समय श्राचार्यश्री ने इस 
यात्ना मे ईक्षु रस पीने का त्याग कर दिया । 


३०-१२-४६ 


प्रात.काल गुरुवन्दन के समय आचार्यश्री ने सभी साथुझ्रो को विक्षा 
देते हुए कहा--मैं जानता हूँ आजकल साधुओं को वहुत चलना पडता 
है । चलने से वे थक भी जाते है । थकने पर गर्म पानी से पैर भी धोना 
चाहते हैं। पर यह सभव नही है कि सभी साधु गर्म पानी से पैर धो 
सर्के। क्योंकि पानी तो हमे आखिर गृहस्थों से ही मिलता है। हमारे 
लिए वे पानी गर्म कर नही सकते । कर भी दें तो हम ले नहीं सकते । 
श्रत श्रच्छा हो सभी साथु पैर धोने का प्रयत्न नही करें । जो साधु वृढ्े 
हैं या अधिक थक जते है उनको तो मैं निषेध कँसे कर सकता हूँ ? 
पर सदाक्‍्त साथु पैर न धोए तो भ्रच्छा रहे । हम यदि गृहस्थो का सारा 
पानी ले भआावें तो वे भी थके हुए झ्ाते है वे फिर पैर कैसे धोयेंगे ? कुछ 
के सकोच करते हैं तो कुछ हमे भी सकोच करना चाहिए । 

श्राज शाम को हम इलाहाबाद पहुँच गये । वहाँ निरजनदास सेठ के 
मकान पर ठहरे । यहा जैन-मिलन के सदस्यों ने श्रच्छा स्वागत किया। 
यद्यपि जैन मिलन के सदस्य अ्रधिकतर दिगम्बर ही हैं परफिर भी उनको 
आचायंश्री के प्रति श्रगाध श्रद्धा है। वे लोग काफी दूर तक स्वागत 
के लिए सामने भी श्राये थे। निरजनदासजी भी वैसे वेदिक धर्म में 
विश्वास करते है| पर सम्पर्क मे श्राकर वे भी काफी श्राक्ृष्ट हो गए है । 
जब हम पिछली वार थागे थे तो लाला गिरधारीलालजी के माध्यम से 
उनसे सम्पर्क हुआ था। उस समय भी हम उनके सिनेमागृह के मकान के , 
ऊपर ही ठहरे थे । इस वार उन्होंने त्वय श्रपने मकान का कुछ भाग 
खाली कर दिया था इसलिए हम उनके घर पर ही ठहरे । 


कर 


रात्री में स्वागत का एक छोटा-सा कार्यक्रम रखा गया था। यहा: 
पर भी परिचित लोगो का काफी आवागमन रहा । नगरपालिका के 
प्रध्यक्ष श्री विश्वभरनाथ पाण्डेय ने स्वागताध्यक्ष के पद से बोलते हुए 
कहा-- ई० सन्‌ की पहली जताव्दी और उसके वाद के हजारो वर्षों 
तक जैनधर्म भध्यपुर्व के देशो में किसी-न-किसी रूप में यहुदी धर्म, 
ईसाई धर्म और इस्लाम को प्रभावित करता रहा है। प्रसिद्ध जमंन इति- 
हास लेखक वानक्रेमर' के अ्रनुसार मध्यपूर्व मे प्रचलित 'समानिया 
सम्प्रदाय श्रमण शब्द का भ्रपश्र ग है। इतिहास लेख्वक जी० एफ० मूर 
लिखता है--हजरत ईसा के जन्म की शताब्दी से पूर्व ईराक, श्याम और 
फिलस्तीन में जैन मुनि भौर वौद्ध भिक्ष सैकडो की संख्या मे चारो ओर 
फैले हुए थे। 'सिहायत नाम एनासिर' का लेखक लिखता है कि 
इस्लाम धर्म के कलन्दरी तबके पर जैन धर्म का काफी प्रभाव पड़ा था। 
कलन्दर चार नियमों का पालन करते थे--साधुता, शुद्धता, सत्यता और 
दरिद्रता । वे अहिसा पर अखण्ड विश्वास रखते थे । एक बार का किस्सा 
है। दो कलन्दर मुनि वगदाद मे श्राकर ठहरे । गृह स्वामी की भ्रनुपस्थिति 
में मुनियो के सामने शतुरमुर्ग उसका हीरो का बहुमूल्य हार निगल 
गया। जब गृह स्वामी आया तो उसे हार नहीं मिला । स्वभावत ही 
उसे मुनियों पर श्रविब्वास हो गया। उसने मुनियो को बहुत कुछ पूछा 
पर मुनि कुछ नहीं वोले । किन्तु वे जानते थे कि यदि हम सही घटना 
बता देंगे तो गृह स्वामी इसी समय शतुरमुर्ग को मार डालेगा। 
जिसका पाप हमे लगेगा | अत वे कुछ भी न बोले । उन्हे मौन देखकर 
गृह स्वामी का सन्देह और भी पुष्ट हो गया। समभाने-बुकाने से काम 
चलता नही देखकर उसने मुनियों को पीठा भी । पर फिर भी मुनि कुछ 
नही वोले । अ्रन्त में ऋद्ध होकर उसने मुनियो को जान से मार डाला। 
इधर कुछ ही देर बाद मे शतुरमुर्ग ने विप्टा किया जिसमे हार श्रपने 
आप निकल आया । गृह स्वामी ने उसे देखा तो श्रवाक्‌ रह गया। उसे 


श्र 


बडा दुख हुआ कि उसने निरफ्राध मुनियों को मार डाला । पर भव क्या 
हो सकता था ? उसे कलन्दर भुतियों की तपर्चर्या पर बड़ी श्रद्धा हुई। 

श्ागे श्राचार्यश्री का स्वागत करते हुए उन्होने कहा--पआचार्यश्री 
तुंलसी भी उसी जैन परम्परा के एक आ्राचाय हैं। अशुन्त-आन्दोलन के 
रूप में एक श्रसाम्प्रदायिक आन्दोलन चलाकर तो आपने भारत मे ही 
नही अ्रपितु दूर-दूर के देशो तक प्रस्याति पा ली है। आज इस तीर्थ 
स्थान प्रयाग में आचारयंश्री का स्वागत कर हम अपने आपको गौरवान्वित 
अनुभव कर रहे है। 

तत्पदचातू गोस्वामी” मासिक पत्र के सम्पादक महादेव गिरी ने 
आचायेश्री को उसका 'महात्मा विशेषाक' समर्पित किया । 


३१-१२-५६ 


सुर्योदय होते ही यहा से प्रयाण कर आचायंश्री राजषि पुरुषोत्तमदासजी 
टण्डत के घर पधारे । टण्डनजी काफी दिनो से अस्वस्थ होने के 
कारण यहा आने मे असमर्थ थे। अ्रत आचायंश्री स्वय ही उनके घर 
पधार गये । वहा कुछ देर तक ठहर कर आचार्यश्री ने उन्हे शान्तसुधारस 
झस्कृत गेय काव्य की कुछ गीतिकाए सुनाई | मुनिश्री नथमलजी ने 
वहा कुछ आशु काव्य भी किया। टण्डनजी का जीवन अत्यन्त सादा 
तथा सरल है। हिन्दी के तो वे एक प्रवलतम समर्थक हैं। हिन्दी की 
छोटी-सी भ्रशुद्धि भी उन्हे सह्य नही होती । आज भी जब पारमाथिक 
शिक्षण सस्था की शिक्षाथिनी वहिनो ने श्रपने सधें हुए समवेत स्वरो में 
श्ाचायंश्री द्वारा रचित एक गीतिका उन्हे सुनाई तो उन्होने फट से उसमे 
से एक भ्रटि को पकड़ लिया । बहने गा रही थी-- 

“अणुत्रत है सोया ससार जगाने के लिए, 
जन-जन मे नैतिक निष्ठा पनपाने के लिए ।” 

वे पद्म के भ्रन्तिम पद लिए' मे 'लि' को दी्घ ले रही थी टण्डनजी ने 
उनकी शोर लक्ष्य कर कहा--बहिने 'लिए' मे 'लि' को दी क्यो ले रही 
हैं। इतनी ग्रस्वस्थ अवस्था मे भी उनकी जागरूकता को देखकर हम 
सबको बडा आइचय हुआ । यद्यपि हम सब प्रतिदिन यह पद्य सुना करते 
थे, पर हमारा ध्यान उधर नही गया । आज अचानक इस त्रुटि की ओर 
टण्डनजी ने सबका ध्यान आाक्ृष्ट कर लिया । फिर तो बहिनो ने अपना 
उच्चारण शुद्ध कर पुन उस गीतिका को दोहराया। टण्डनजी मानों 
हए-पारावार मे हिलोरे लेने लगे । उनको यह गीत बहुत ही रुचिकर 
लगा। कहने लगे--क्या यह प्रकाशित नही हुआ है ? सह-यात्रियों ने 


इ्४ड 


उन्हें बताया--अशणुन्त गीत नाम से आचाय॑श्री का यह गीत-सम्रह 
पुस्तकाकार प्रकाशित हो चुका है। दौलतरामजी छाजेड इसकी एक 
प्रति हमेशा अपने पास रखते है। उसको निकाल कर उन्होने टण्डनजी 
के हाथो में समर्पित कर दिया। 

टण्डनजी कहने लगे---इसका मूल्य क्या है ? 

दौलतराम--मूल्य पचास नए पैसे हैं पर मेरा मूल्य तो अदा हो 
चुका । श्रापके हाथो मे जाकर श्रवश्य ही यह श्रपने मूल्य से अधिक लाभो- 
परार्जन करेगी । 

सचमुच टण्डनजी छोटी-छोटी बातो पर वडा ध्यान देते हैं । अतिथि 
सत्कार तो मानो उनका सहज गुण है । पिछली बार भी जब हम यहां 
आये थे तो उन्होने हमे बिना भिक्षा लिए नही जाने दिया था और कहते 
लगे--कुछ भिक्षा लीजिए । 

आचाय॑ंश्री ने कहा--भ्रभी दो वजे आपके यहा क्या भोजन बना 
होगा ? 

टण्डनजी-- 'मैंने आपके प्रवचन मे सुना था कि आप अपने लिए 
बनाई हुईं वस्तु नही लेते । इसलिए हमने जो अपने खाने के लिए बनाया 
था उसी मे से आपको दे रहे है। मैंते सोचा--आपको दिए विना 
क्या भोजन करूँगा ? इसलिए श्रभी तक मैंने भोजन ही नही किया है । 
मुझे भूखे रहकर भी बडी खुशी होगी यदि श्राप मेरा सारा भोजन लेकर 
मुझे कृतार्थ करेंगे ।” 

सचमुच इससे बढकर अ्रतिथि-सत्कार और क्या होगा ? इसलिए 
उस दिन भी हमे उनके घर से भिक्षा लेनी पडी थी और आज भी उनके 
यहा कुछ भिक्षा लेनी ही पडी । उनका भोजन बडा सीधा-सादा तथा 
सात्त्विक होता है। गुड उनका विशेष प्रिय स्ताद्य है। खादी के तो वे 
दुढतम आग्रही है। हमे भी उनके घर से खांदी का एक थान लेना पडा। 

छ 


१८१८-६० 


सन्‌ के हिसाव से आज नए वर्ष का नया दिन है और हमारे लिए 
नया गाव है । नये लोग है। नये प्रइन है। नई समस्याए है। श्राकाश 
भेघाच्छन्न है और हम चले जा रहे है। वहुत कुछ विचार मन मे उठ 
रहे है पर इतना समय कहा है जो उन सबको लिखा जा सके । विहार 
के बाद जो थोडा बहुत समय मिलता है उसमे भोजन पानी सब करना 
पडता है। भोजन के साथ-साथ कुछ कार्यभार भी वढ जाता है। श्रपने 
पात्रों को साफ करना पडता है । फिर उन वस्त्रो को (लुहना) साफ 
करना पडता है जिनसे पात्र साफ करते हैं। दैनिक चर्या तो चलती ही 
है | थोडा बहुत विश्राम करना चाहते हैं तो झ्राचार्यश्री कह देते है, तैयार 
हो जाओ, चलना है। भअ्रभी-प्रभी ११ मील चलकर आये है तीन 
और चलना है । साथ-ही-साथ आचाय॑श्री ने श्रध्ययन का एक आकर्षण 
झौर वढा दिया है। अत. विश्राम भी गौण हो जाता है। चारो शोर साधुओ 
के हाथो मे पड़्दशेन, कल्यारण-मन्दिर आदि के पत्र देखने को मिल सकते 
है । सचमुच यह एक चलता-फिरता “विश्वविद्यालय' है। ये सव कल्प- 
नाए जव मन मे भ्राती है तो मन-मयूर हर्ष विभोर होकर नाचने लगता 
है। शारीरिक कष्ट तो है ही पर 'घुमक्कडी' का आनन्द भी कम नही है। 


विहार करके चले आ रहे थे कि बीच मे वर्षा आ गई। आ्राचार्यश्री 
तो बीच के एक थाने मे ठहर गये थे । साधु लोग झागे चल पडे । भला 
जिनका चलने का व्रत है उन्हे वर्षा क्या रोक सकती है ? कभी-कभी 
जब वूदें जोर से आने लगती है तो साधु लोग वृक्षों के नीचे ठहर जाते 


३६ 


हैं। वृक्ष यहा खूब है। वृक्ष नही होते हैं तो प्लास्टिक का कपडा ओढकर 
आगे वबढते रहते है । प्रकृति रोकना चाहती है । हम रुकना नहीं चाहते। 
यह सघ्ष है । सघर्ष मे कष्ट तो होते ही है। पर विजय का नशा बहुत 
बड़ा होता है । उसमे कष्ट गौणा हो जाते है। सामने जब वडा लक्ष्य 
होता है तो मनुप्य छोटे-छोटे कष्टो की परवाह वही करता | इसीलिए 
ऋषियों ने कहा है--अपना लक्ष्य बहुत ऊचा रखो । इतना ऊचा कि 
जीवन-भर उसे पाने की साध मिट नही पाये । 


थानेदार रामप्रसाद ने कहा--भ्राचायंजी | जब तक आपका परि- 
चय नही होता है तब तक लोग अनेक प्रकार की कल्पनाए करते है। 
कोई कहता है ये ढोगी है, कोई कहता है ये साधु के वेश मे बदमाश है। 
पर परिचय हो जाता है तो पता चलता है आपकी साधना कितनी 
उत्कृष्ट है । सचमुच आपके दर्शन दुर्लभ हैं। कहा राजस्थान और कहा 
बंगाल | हम लोगो का सौभाग्य है कि आपने हमे घर श्राकर दर्शन दिये। 


एक भ्रन्य थानेदार कहने लगे--आचार्यजी ! यहा तो सदा चोर 
और बदमाश ही भझ्राते है और उनके स्वागत के लिए काल कोठरिया 
सदा सन्‍नद्ध रहती है । पर आज अपने थाने मे एक सत-पुरुष को पाकर 
सचमुच हम क्ृतार्थ हो गये है। हमारा यह कारावास आज एक सत 
निवास वन गया है । 


अध्ययन का भी एक जबरदस्त नशा है । जब यह नशा चढ जाता 
है तो दूसरे आवश्यक काम भी कुछ गौण हो जाते है। अ्रध्ययन की धुन 
में भ्राज एक साधु साथ वदना के पदचातू बाहर रह गये । थोडा-थोडा 
अधेरा भी पडने लगा | जब वे श्रन्दर झ्राये तो आचायंश्री प्रतिकमण 
करने लगे थे। पहला ध्यान--कायोत्स्ग पूरा हो चुका था। यद्यपि वे 
बहुत चुपके से श्राये थे पर झ्राचार्यश्री की सजग आखो से बच नही सके | 
कहने लगे--श्रभी तक वाहर ही हो ? प्रतिक्रमण प्रारम्भ नहीं किया ? 


३७ 


वे तो जमीन मे गड से गये । पर जो प्रमाद उनकी ओर से हो चुका उसे 
तो स्वीकार करना ही पडा | बस 'तहृत्त! के सिवाय और कोई चारा 
नही था। आकर प्रतिक्रमण करने लगे । 


मैं इस घटना पर बडी देर तक विचार करता रहा। सोचता रहां-- 
कितना वैषम्य है आज के विश्वविद्यालय के विद्याथियों मे और इन 
मुमुक्षु विद्याथियो मे । वहा अ्रध्ययन के लिए बहाने बनाये जाते है और 
यहा अध्ययन के लिए प्रतिस्पर्धा है । सब कोई चाहता है कि मैं किसी से 
पीछे नही रह जाऊँ । यद्यपि लम्बी यात्राओं से हमारे गम्भीर अध्ययन 
को कुछ ठंस पहुची है, इसमे कुछ कमी भाई है। पर आकाक्षाओं मे आज 
भी वही वेग है जो अपने साथ सव कुछ वहा ले जाना चाहता है । यह्‌ 
सब स्वस्थ पथ-दर्शन का ही परिणाम है । आचार और विचार दोनो मे 
संतुलन रखने की आचार्यश्री की क्षमता सचमुच बहुत ही दुलंभ है। 

रात्नी मे आचायंश्री ने पुलिस के नौजवानों को उपदेश दिया । जिससे 
प्रभावित होकर.कुछ लोगो ने प्रवेशक अरणुत्रतती के कुछ नियम लिये। 


२-१-६० 


प्रात काल ११ मील का विहार था। रात्री मे काफी पानी वरसा 
था। अब भी वादल आकाश में दौड रहे थे । पर चलना तो था ही । चल 
पडे । श्रागे जहा पहुंचे तो केवल एक 'डाक बंगला” मिला । 'डाक बगला' 
भी छोटा-सा, केवल छोटे-छोटे चार कमरों वाला । उसमे एक श्रोर हम 
ठहरे थे दूसरी तरफ साध्विया ठहरी थी । यात्री लोग भी वर्षा से बचने 
के लिए वही झाते। और जाते भी कहा ? वहा कोई दूसरा मकान था भी 
तो नही । बडी भीड रही । एक समस्या और थी । रास्ते मे कुछ साधुश्रो 
के कपडे भी भीग गये थे । उन्हे भी सुखाना था । पर यह अनुपलब्धि ऐसी 
नही थी जो हमे परास्त कर सके । हमारा जीवन ही अनुपलब्धियों का 
एक स्रोत है । श्रत इन छोटी-मोटी बाधाओं को हम ग्रिनते ही नही। 
निरन्तर की बाधाएं जीवन को इतना सहिष्णु वना देती है कि 'कुछ' 
का तो वहा अनुभव ही नही होता! ग्रत सब साधु सिमट कर बैठ गये। 


थोडी बहुत जो भी भिक्षा हुईं उसे साधु-साध्वियों मे वरावर वाट 
दिया गया । आहार करने के लिए बैठे तो कुछ सकोच हुआ । आचार्यंत्री 
सामने बैठे थे। अपनी मनोवृत्ति के अनुसार हम लोग आचार्यश्री के सामने 
आहार करने मे जरा सकोच करते हैं। हालाकि इस यात्रा में हमारा 
यह सकोच कुछ-कुछ निकल गया है। क्योंकि प्रायः स्थान की इतनी 
सकीरणता रहती थी कि सकोच का निर्वाह होना कठिन हो जाता ! 
आचार्यश्री भी हमे बार-वार इस सकोच को छोडते को कहते रहते हैं । 
अतः वह कुछ-कुछ शिथिल पड चुका था। पर फिर भी हम आचायश्री 


३६ 


की अवुपस्थिति मे आहार करना अधिक पसन्द करते है। ऐसे अवसरों 
पर आचायंश्री स्वय ही कमरे के बाहर घूमने चले जाते है। पर भ्राज 
तो बाहर भी इतनी जगह नहीं थी कि आचारयंश्री घूम सके । वहा यात्री 
लोग ठहरे हुए थ । निरुपाय होकर हमे वही श्राहदर करना पडा हा 
आचार्यश्री ने शायद हो हमारी भोर आख उठाकर देखा हो | वे अपने 
लेखन मे व्यस्त हो गये । 


वर्षा भव भी थमने का नाम नही ले रही थी । मौसम खराब तो 
था ही भ्रत भीग जाने से साथ्वी प्रमुखा लाडाजी को थोडा ज्वर हो 
गया। अपनी आचार-विधि के अनुसार हम लोग--साधु-साब्विया रात्री मे 
एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। पहले सोचा था शायद वर्षा थम 
जाएगी तो हम आगे चले जाएँगे । साध्वियो को तो यहा रुकना ही 
पडेगा। पर दोपहर के दो वजे तक वर्षा नही रुकी | भ्रन्त में वर्षा होते 
हुए भी दोपहर को हमे पचमी समिति के निमित्त से अगले गाव के लिए 
प्रस्थान कर देना पडा । आ्राचार्यश्री ले सब साधुओं को सकेत कर दिया 
बाहर ठड हो सकती है। अत सभी साधु अपना-अपना सरक्षण कर लें । 
तदनुस्नार हमने अपना-अ्पना उचित प्रवन्ध कर लिया । जब तक मनुष्य 
नहीं चलता है तब तक सर्दी और हवा लगती है । पर जब चल पडता 
है तव सव कुछ सहन हो जाता है। शब्द शास्त्र मे श्राज जैंसे दिन के 
लिए दुदित का प्रयोग झ्राता है। पर हम क्रमश श्रपने लक्ष्य के निकट 
पहुच रहे थे। भ्रत हमारे लिए वह सुदिन ही हो गया । मन में थोडा- 
थोडा डर अवब्य लगता था| राजस्थान अभी वहुत दूर है, हमे अभी 
बहुत दूर चलना है, कही बीच मे किसी के गडवड हो गई तो बडी कठि- 
नाई हो जाएगी। पर न जाने कौन-सी अज्ञात ज्क्ति हमे सकृहाल अपने 
लक्ष्य की भ्रोर धकेल रही थी। 


मार्ग तो वडा ही रूराव था। यदि सडक न हो तो इस भूमि पर 


४० 


दो कदम चलना भी कठिन हो जाए। चारो और कीचड-ही-कीचड हो 
गया था। कभी-कभी मोटरो के लिए मार्ग छोडना पडता तो पैर कीचड़ 
से लथपथ हो जाते । फिर सडक पर चलना भी कठिन हो जाता । सडक 
पर चलने की कठिनाई और भी थी । कभी-कभी मोटरें जब साईड देने 
के लिए सडक से नीचे उतरती तो पहियो में इतना कीचड धेँंस जाता 
कि वापिस सडक पर श्राने से वहुत दूर तक सडक पर मिद्ठी-ही-मिट्टी हो 
जाती । साधारणतया यहाँ की मिट्टी चिकनी होती है। अत उसमे 
ककड नहीं होते । पर सडक के आस-पास में तो ककंड भी विछाने पड़ते 
हैं। भ्रत' मिट्टी के साथ मिले हुए वे कक्ड कभी-कभी जब पैरो के नीचे 
आरा जाते तो एक बार तो काठदे से चुभने लगते । वैसे भी पक्की और 
फिर गीली सडक पर नगे पैर पडते तो घिस-घिसकर लहू-लुहान हो जाते । 
साधारणतया रबड के टुकडें से हम श्रपने पैरो की सुरक्षा कर लिया 
करते थे। पर वर्षा मे जब सडक पर पानी पडा रहता तो वे भी गीले 
हो जाते और उन्हे बाँधे रहते चलना कठिन हो जाता | मुलायम रबड 
भी पानी से गीला होकर चमडी को कितनी सृक्ष्मता से घिसता है इसका 
अनुभव हमे वर्षा के दिनो मे प्राय हो जाया करता था । 


सडक पर स्थान-स्थान पर पानी पडा था। श्रत. जब कभी मोटरें 
उसमे से होकर निकलती तो वे दूर-दूर तक छीटे उछाल देती | हमे दूरु 
से ही सावधान हो जाना पडता था। ड्राइवरों को इतनी चिन्ता कहा 
होती है जो वे दूसरो का ख्याल रखें ! वे तो अन्धाधुध मोटरे चलाते है। 
हमने सुना था कि ड्राइवर लोग प्राय शराब पीकर मोटरें चलाते है। 
इसीलिए रास्ते मे हमने अनेक दुर्घटनाए भी देखी । कही स्वय मोदरें 
ही गड्ढो मे गिर गई थी तो कही वृक्षो, पुलो तथा दूसरी मोटरो से 
टवकर खाकर वे चकनाचूर हो गई थी। अभी-अभी हमारे आने से 
थोड़ी देर पहले एक मोटर ने एक वेलगाडी को इतने जोर से धवका 


४१ 


दिया कि वेचारा हृष्ट-पुष्ट वैल आहत होकर मर गया। हमने अपनी 
आखो से उसे अन्तिम इवासें लेते देखा था। गाडी मे कोयले भरे थे । 
सारे कोयले सडक पर दूर-दूर तक विखर गये थे | गाडी का तो दुकड़ा- 
टुकडा हो गया। एक्सीडेंट करके मोटर वाला तो दौड गया था। पर 
वेचारे बैल वाले गरीव के गले मे आफत झा गई । पुलिस घटना-स्थल मे 
पहुच गईं जो शायद अपनी पूजा की प्रतीक्षा कर रही थी । 


शाम को आज भी थाने मे ही ठहरे थे। थोडी-सी जगह मे जैसे- 
तैसे करके काम चला लिया। वर्षा अब भी चालू थी। अत कुछ साधु 
एक दूसरी कोठरी मे ठहरे हुए थे । चूकि बूदों मे हम भिक्षा लेने नही 
जाते | अतः पास ठहरे यात्रियों से जो कुछ भिक्षा मिली उसे वाटकर 
खा लिया । पर रात्रि शयन की समस्या थी। इसकी हमसे अ्रधिक चिता 
थी सुगनतन्दजी आचलिया, डालचन्द वरड़िया तथा खेमराजजी सेठिया 
को । वे श्रव भी इधर-उघर चक्कर लगा रहे थे। अ्रचानक उन्हें पास में 
ही एक बीज गोदाम मिल गया। उसके अधिकारी से बातचीत करके 
उन्होने उसे हमारे लिए खाली करवा दिया । सौभाग्य से साय गुरु वन्दन 
के समय बूदें भी थोडी देर के लिए रुक गईं। हम कुछ साधु अपने- 
अपने उपकरण लेकर गोदाम मे आ गये। रात वहा शाति से कटी । 
थके हुओ को नींद भी बडी सुखद आती है । 


३-१-६० 


जैसा कि कल रात को ग्रदेशा था सुबह धुन्ध (घवर) न भा जाए 
“बह आ ही गई। पिछली रात्त मे उठें तो देखा चारो ओर अधेरा-ही-अधेरा 
है। एक प्रकार की मीठी सुगन्ध भी धुन्ध के श्रा जाने की सूचना कर 
रही थी। वर्षा के बाद प्राय धृध आती है यह एक सामान्य धारणा है। 
वही आज सत्य प्रमाणित हो रही थी | सूर्य निकल गया पर हम आगे के 
लिए प्रस्थान नही कर सके । क्योकि धृध में हमारा चलना निषिद्ध है। 
अत वही बैठे रहे । उपकरण सब समेट लिये थे । सव सैनिको की भाति 
सल्नद्ध बैठे थे। आचार्यश्री सकेत करे और हम सब एक मिवट मे चल 
पड़ें, ऐसी हमारी तैयारी थी। पर धृध के जल्दी से बिखरने के कोई 
चिह्न नही दीख रहे थे । भ्रत अपनी-अपनी नोट-बुके निकाल कर सव 
पढने लगे । विचार आया छोटी-छोटी जल की वूंदें भी महातेजा सूर्य को 
झ्राच्छादित कर एक बार उसे कितना निस्तेज बना सकती है । पर भ्राखिर 
सूर्य सूर्य है। धुध के बादल-जाल को हटना पडा। श्राकाश कुछ-कुछ 
स्पष्ट होने लगा। धुध के वादल बधकर इकट्ठ हो रहे थे । करीब साढे 
नौ बजे तक घृध ने हमे वहा रोके रखा । फिर जव॑ तैयार होने का शब्द- 
सकेत हुआ तो' हमने अपना-अपना सामान अ्रपने कथों पर लाद लिया 
और आगे के लिए चल पडे। 


रात में आचायंश्री के पास एक किसान आया था। उसके गन्ने 
विलकुल पास मे ही पेले जा रहे थे। श्रत प्रात काल उसने हमसे निवे- 
दन किया कि हम चाहे तो उसके यहा से गन्ने का रस ले सकते है। 


डर 


हमारी इच्छा भी हो गई। पर आचार्यश्री से भ्राज्ञा लेने गये तो निषेध 
कर दिया । कहने लगे--अभी आगे चलता है। रस लेने से देरी हो 
जाएगी । रत मीठा है या समजिल ! मानना पडा कि मजिल ही मीठी है । 
झत्त. विना रस पीये ही आगे चल पडे | 


चूकि देर काफी हो चुकी थी। कुछ साधु धीरे-धीरे. चल रहे थे । 
अत शआराचार्यश्री वही ठहर गये। कहने लगे--जल्दी करो। सब झागे 
निकल जाओो | मैं सबसे पीछे रहेंगा | ताकि सभी समय पर पहुच जाए। 
हम लोग तथा साधब्वियाँ भी आगे तिकल गई। सबसे पीछे भ्राचायंश्री 
थे | हमे अपनी गति मे वेग लाना आवश्यक हो गया। अगर पीछे रह 
जाते तो आचार्यश्री हँसे विना नही रहते | अत सब जल्दी-जल्दी चलने 
लगे। आचार्यश्री को भी जब हम सब आगे निकल जाते है तो बडी 
निरिचन्तता रहती है। कुछ साधु तो प्रतिस्पर्धा मे आकर इतने तेज 
चलते लगे कि दस-य्यारह मिनट में ही एक मील पार हो गये । हमारी 
गति की भी भ्रपनी एक व्यवस्था है। हम दौड तो सकते नहीं। बीच- 
बीच मे पानी को बचाना पडता था, हरियाली को बचाना पड़ता था 
और सबसे ज्यादा तो बचाना पड़ता था अवाघ गति से चलने वाले 
यातायात को । अत इन सब वाघाओ के होते हुए भी करीब एक घण्टे 
मे अगली मजिल पहुच गये और आचार्यंश्री के पहुचने तक अ्रपना-अपना 
अध्ययन करते रहे | 


आचायंश्री ने आते ही भिक्षा के लिए जाने का आदेश दे दिया | 
संव साधु भिक्षा के लिये जाने लगे । आाचार्यश्री आज बाहर बरामदे में 
ही वैठे थे। भ्रत. हम सबको आते-जाते देख रहे थे । मैं पानी लेकर 
आया तो कहने लगे--तुम लोग विना पछेवडी (उत्तरीय) के गाठ दिये 
कैसे चलते हो? यो ढीले-ढाले वदन से तुमसे कँसे चला जाता है? 
मैंने कहा--मेरी पछेवडी मोदे कपडे की है तथा कुछ मोटी भी है 


95 


फिर मैंने अन्दर एक कपडा भौर भी ओढ रखा है भ्रत गाठ लगा देनी 
कठिन थी । 


ग्राचायय श्री--पर मुझसे तो ऐसे चला नहीं जा सकता । फिर विना 
गाठ दिये हमे भिक्षा के लिए जाना भी तो नहीं है ! 


मैंने श्रपत्ती त्रुटि स्वीकार कर ली और चुपचाप चला श्ाया । पर 
श्राचायं श्री तो आज मानो बत्रुटिया निकालने के लिए ही बैठे थे । दो- 
चार साधुओो को और भी पकडा । कुछ साधुओ की कोली गीली हो गई। 
कुछ के पात्र मे से पान्री छलक गया, सबको एक-एक करके अपने पास 
बुलाया और उन्हे उनकी गलती समझाई। सचमुच आचार्यश्री वड़ी 
सृक्ष्मता से मनुष्य प्रकृति का अ्रध्ययन करते है । 


शाम को हम खागा ठहरे। खागा अखुब्रत-समिति के कार्यकर्ता 


सिद्धनाथ मिश्र का गाव है। अत श्राज की सारी व्यवस्था उसने ही 
की थी | शाम को श्राचार्यश्री स्वयं उसके घर भिक्षा के लिए पधारे । 


४-२-६० 


सूर्योदय हमारे लिए विहार का सन्देश लेकर प्राची मे प्रभासित हुआ 
हमने चरण जी० टी० रोड की ओर बढा दिये । कुछ दूर खागा की गदी 
और तग गलियो को पार कर ज्योही जी० दटी० रोड पर झाये मजिल 
जैसे सामने-सी दीखने लगी | जी० टी० रोड व्यस्त तो रहती ही है। अत- 
ज्योही हम उस पर चलने लगे कि बसो के आने जाने का ताता बँघ गया। 
खागा सडक के दाए किनारे पर बसा हुआ था श्रत हमे भी स्वभावतः 
ही दाए होकर चलता पड रहा था । पर हमारे यात्री दल को यह नियमो- 
ल्‍्लघन कब सहन हो सकता था | तत्क्षण आवाजें झाने लगी--साईड ! 
साईड |! अत बसो के निकल जाने पर हमने कट से अपनी साईड बदल 
ली और वाए होकर चलने लगे ! 


कई दिनो से आज मौसम कुछ खुला हुआ था। कल वर्षा खुलकर हो 
चुकी थी | भ्रतः बादलो के मन की मिकल चुकी थी सद्य स्नात पुरुषों की 
भाति मौसम भी कुछ कम सर्दी झनुभव कर रहा था। श्रत पोष महीने 
जैसी ठड पड रही थी। चलने से स्वभावत ही शरीर गर्म हो जाता है। 
अत एक भाई (सीताराम) जिसने बहुत सारे कपडे पहन, ओढ रखे ये 
पसीने से तर होकर कहने लगा--भ्ाज तो बडी गर्मी पड रही है । दूसरे 
भाई दौलतरामजी ने प्रतिवाद किया--नही जेष्ठ महीने जैसी गर्मी तो 
नही पड रही है। दोनो वस्तुस्थिति के दो विरोधी किनारो पर चल रहे 
थे। श्रत आचार्य श्री ने बीच मे ही श्रपने चरण रोक लिए और कहने 
लगे--दोनो ही अतिया अच्छी नही है। न जेठ महीते जैसी गर्मी है ओर 


४६ 


न पोष महीने जैसी सर्दी भी । अत' यह कहना उपयुक्त रहेगा कि आज 
तो चेत्र मास जैसा सुहावना मौसम हो गया है। दोनो ने इस मध्यरेखा को 
स्वीकार कर लिया श्रौर हँसने लगे । यद्यपि यह एक मृदू-विवाद ही था 
पर बहुधा इस प्रकार की छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर परस्पर काफी 
विवाद हो जाता है। उस स्थिति में यदि मध्यम-मार्ग श्रपना लिया जाय 
तो विवाद से काफी बचाव हो सकता है । यही सकेत बडी देर तक चेतना 
को भकभोरता रहा । 

शाम को गुरु वनदन के समय जब आचार्यंश्री कमरे से बाहर वरामदें 
में श्राये तो देखा जिस ओर हम आचार्यश्री के बैठने की चौकी लगा रहे 
थे उस ओर साधुझो ने अपने कपडे सुखाने के लिए एक डोरी वाघ रखी 
है। उस पर कुछ कपडे भी सुखाये हुए थे। मैं जल्दी-जल्दी कपडो को 
हटाकर रस्सी खोल ही रहा था कि श्राचार्यश्री कहने लगे--इसे क्यों 
खोलते हो ” मै--यहा चौकी रखनी है। भ्रत इसे खोल रहा हू । 
आचारयंश्री---तब फिर इसके वाधने का क्या भ्रर्थ होगा ? 


मैं--अभी एक मिनट में इसे उधर बाघ दू गा। आचार्यश्री--इधर 
से खोलोगे, उधर बाधोगे इससे क्या लाभ ” हमारे उधर बैठने मे कुछ 
हानि तो नही है ” तब हम ही उधर बैठ जाएगे । इसे पडी रहने दो। 
मैं तो आदेश-विवश और भक्ति-भावित हो असमजस में पड गया। 
करना तो आखिर वही पडा जो आचार्यश्री ने श्रादेश दिया । 


प्रतिक्मण के परचात्‌ हमारी अ्रध्ययन्त की गतिविधि के बारे मे 
पूछते हुए भ्राचार्यश्री कहने लगे--घड्दशेन चल रहा है ? हमने सभी ने 
हामी भरी तो पुछने लगे--वेदान्त को षड्दर्शनो मे--- (१) बौद्ध (२) 
न्‍्याय-वैशेषिक (३) साख्य (४) जन (५) जैमनीय (६) चार्वाक मे से 
क्रिस दर्शन में गिनोगे ? किसी ने कहा नैयायिक-दर्शन मे तो किसी ने 
कहा--जैमनीय दर्शन मे । पर आचार्यश्री अपना सिर हिला-हिलाकर 


डक 


सबको अस्वीकृत कर रहे थे। इतने मे एक स्वर आया--वेदान्त 
तो स्वतत्व्-द्शन है । उसकी कुछ मान्यताएँ नैयायिक दहन से 
मिलती है तथा कुछ जैमनीय दर्शन से आचायंश्री ने इस उत्तर कौ 
स्वीकृति देते हुए कहा--हा यह ठीक है। वेदान्त की षड्-दर्शन मे 
- गराना नहीं होने का कारण तो यही हो सकता है कि इसका भ्रधिक 
विकास शकराचार्य के बाद ही हुआ है। शकराचार्य का समय 
विक्रम की दसवी शताब्दी का है तथा पड़-दर्शन के रचयिता हरिभद्व सूरि 
का समय आठवी छताव्दी का है। अभ्रत' स्वभावत. ही उसका पड-दशन 
ग्रथ में विवरण नही श्रा सकता था। वैसे बेदान्त का ब्रह्म सूत्र बहुत 
पहले ही वन चुका था तथा पड़््‌-दर्शन की टीका मे प्रभाकर-पूर्व मीमासक 
के नाम से उसका कुछ खण्डन-मण्डन भी हुआ है। पर आज वेदान्त का 
जितना विकसित स्वरूप देखने मे आता है उत्तना शायद उस समय मे 
नही था । इसीलिए मुनिश्री नथमलजी की ओर सकेत कर आचायंश्री ने 
कहा---अब आवश्यकता है एक ऐसे दर्शन-परिचय ग्रन्थ की जिसमे हरि- 
भद्र के बाद की सभी दर्शन-प्रणालियों पर सक्षेप मे प्रकाश डाला जा 
सके । दश्शन के विद्यारथियो के लिए यह बहुत काम की चीज बन जायगी। 
उसमे पूर्वीय तथा पारचात्य सभी दर्शनों का परिचय झा जाना चाहिए। 
काल॑माक्स के दर्शन को भी उसमे सम्रहित करना चाहिए | यद्यपि हम लोग 
आस्तिक है पर हमे नास्तिको का भी अ्नादर नही करना चाहिए । उनके 
दर्शन का भी हमे गहराई से अध्ययन करना चाहिए। आचार्य हरिभद्र 
ते भी तो षड-दर्शनो मे नास्तिको को वैकल्पिक रूप मे स्थान दिया है। 
श्रत हमारे लिए भूतवाद का अध्ययन भी आ्रावश्यक है। यद्यपि भिक्षु- 
न्याय-करिका मे सक्षेप में इस विषय पर भी विचार किया गया है। 
पर वह अति सक्षिप्त है। उसका थोडा-बडा रूप विद्याथियो के लिए 
श्रत्यन्त श्रावश्यक है। 

तत्पदचात्‌ प्राथेना हुईं। बडा जात वातावरण था प्रार्थना के लिए_ 


हैं. ६: 


जितनी शाति अपेक्षित होती है वहु उस समय थी। ग्रामीण लोग भी 
काफी आये थे। हाथो में जिनके श्रधिकतर लाठिया थी। यहाँ उत्तर- 
प्रदेश मे लोग लडाक्‌ बहुत होते हैं । अत बच्चे भी वचपन से ही हाथ 
भे लाठी रखना सीख जाते है । इसका ही तो यह प्रतिफल है कि उत्तर- 
प्रदेश की जेले अपराधियों से भरी रहती है। छोटी-छोटी बातो पर भी 
लोग लड पड़ते है। हत्या के 'केस' भी यहाँ श्राए दिन होते रहते हैं । 
लाठी तो अपने आप मे निर्जीव है । उसे सुरक्षा के लिए भी प्रयुक्त किया 
जा सकता है तथा आक्रमण के लिए भी। आक्रमण होता है तब 
धुरक्षा की आवश्यकता होती है । पर लाठी हाथ मे रहती है तो आकमरा 
को बहुत जल्दी उभरने का भ्रवस्तर मिल जाता है। 


प्रार्थना के पश्चात्‌ प्रवचन हुआ । अन्त में बहुत सारे ग्रामीणों ने 
मद्यपान का त्याग किया | 


४-१-६० 

आज हम एक शिव मन्दिर मे ठहरे थे | हमारे लिए मन्दिर, मस्जिद, 

चर्च, गुरुद्वारे और उपाश्रय का कोई भेद नहीं है। जहा भी जगह मिल 

जाती है वही ठहर जाते हैं। हा जहा जाते है वहा की सभ्यता का पूरा 

ख्याल रखते हैं। आज भी श्राचार्य श्री शिव-मूर्ति को बचाकर बंठे थे । 
हम भी इस प्रकार बैठे थे जिससे प्रतिमा को पीठ नही लगे । 


यहा पहुचते ही भाचार्य श्री ने पातञजल गोग-दर्शन को कण्ठस्थ 
करना प्रारभ कर दिया । बहुत सारे लोग समभते हैं, भ्रवस्था पक जाने 
के वाद कण्ठस्थ नही हो सकता । पर आचार्य श्री को यह मान्य नही है 
और न ही उन्हे यह सकोच है कि एक आचाय होकर भी वे साधारण 
बाल-विद्याथियो की तरह कैसे पढ सकते है ? आचार्य श्री बहुधा कहा 
करते है--मैं तो एक विद्यार्थी हू । आज वह रूप स्पष्ट दीख रहा था। 
शानाजन के बारे भे आचार्य श्री का निश्चित मत है कि बिना ज्ञात को 
कण्ठस्थ किए कोई भी व्यक्ति पारगामी विद्वान नही वन सकता | आज 
कल की शिक्षा-शैली मे ज्ञान का वोक वढाना--कण्ठस्थ करता आवश्यक 
नही समझा जाता । पर हेमारे शासन मे आज भी 'ज्ञान-कठा और दाम 
भर्टा' के अनुसार कण्ठस्थ करने की पद्धति पर बहुत ही बल दिया जाता 
है। इसी का परिणाम है कि आचार्य श्री ने अपने शिक्षण काल मे २१ 
हजार पतद्च प्रमाण ज्ञान-कोष कण्ठस्थ कर लिया था। जिसे आज भी 
वे दुहराते रहते है। हम लोगो पर भी इसका प्रतिविम्व तो पडता ही है। 


इसीलिए तेरापय-सघ भे प्रत्येक सदस्य के अपनी योग्यतानुरूप कण्ठस्थ 
अवश्य मिलेगा । 


श0 


श्राचाय श्री स्वय पातञ्जल योग-दर्शन कण्ठस्थ कर रहे थे। एक 
बातचीत के प्रसंग में उन्होने हमे कहा--यद्यपि हम जैन है, पर हमे दूसरे 
दर्शंनो का भी गहरा अध्ययन करना चाहिए । उसके बिना हमारा ज्ञान* 
धट अधूरा रह जाता है । यद्यपि दूसरे दाशंनिक जैन-दशन को बहुत कम 
पढते हैं । पर हमें यह सकीरणंता नही रखनी चाहिए | कुछ लोग समभते 
है दूसरे दाशनिक-ग्रन्थों को पढने से अपने सिद्धान्तो मे अश्रद्धा हो जाता 
है, पर मैं यह नही समझता । हा यह तो सही है कि पहले व्यक्ति को 
अपने पास वाले दर्शन की खूब गहराई से छान-बीन कर लेनी चाहिए। 
श्रन्यथा वह दूसरे दर्शन-ग्रन्थो को भी नहीं समझ पाएगा। पर बिता 
श्रध्ययत क्षेत्र को व्यापक बनाए कोई व्यक्ति अपने दर्शन का भी पूर्ण 
अ्ध्येता वन सकता है यह नहीं कहा जा सकता । मैं तो यह भी चाहता 
हैँ कि हम दूसरे दार्शनिको को उनके श्रपने सूत्र-प्रत्थो से पढें ॥ श्राजकल 
प्राय लोग दूसरो द्वारा लिखी हुई आलोचनाओो, व्याख्यात्रों से दर्शत- 
स्नोतो की गहराई मापना चाहते हैं, पर इससे अ्रध्ययन मे प्रामाणिकता 
नही आ सकती । इसीलिए बडे-बडे लेखक भी बहुधा इतनी भूले कर बैठते 
है जो सर्वथा अक्षम्य ही होती है। हमे ऐसा नहीं करना है | हम किसी' 
दर्दान के प्रति अन्याय करना नही चाहते । इसीलिए तुलनात्मक श्रध्ययन 
की आवश्यकता है । 

हम ये बातें कर ही रहे थे कि इतने मे एक वक्नील--हनुमानप्रसाद 
जी कायस्थ श्रपती पत्नी तथा एक दूसरी महिला, जो शायद उनकी पुन्न- 
वधू या पुत्री थी, के साथ आचार्य श्री के पास ्राए। श्राते ही उन्होंने 
अपनी जैव से दो कोमल कलिया निकाल कर श्राचाये श्री के चरणों में 
रख दी आचार्य श्री थोड़े से सकुचाए और वोले---हम लोग किसी भी 
वनस्पति का स्पश नही करते । 


बकील-- (एकदम अ्रवाक्‌ रहकर) क्यो ? 


५१ 


श्राचाये श्री--त्योकि इनमे भी जीवन होता है ! 

वकील--त्तो क्या झ्ाप भोजन नही करते ? 

श्राचाययं श्री--भोजन तो करते ही हैं, नहीं तो जीवन कैसे चलता ? 

वकील-तो क्या उसमे वनस्पति के जीव नही मरते * 

आचाय श्री--हा इसीलिए तो हम कच्ची सब्जी नही लेते | हम ऐसा 
ही भोजन ले सकते हैं जो उवालकर निर्जीव कर लिया जाता है। 

वकील--इसमें क्या श्रन्तर पड़ा ? जीवित वनस्पति नही खाते हैं तो 
मार कर खा लेते हैं । 

आचायें श्री--नही हम लोग अपने हाथ से किसी जीव को नही 
मारते। 

बकील--तो दूसरो से मरवा लेते होगे ? 

आचाय श्री--नही कोई भी हमारे लिए भोजन नही बनाता । सभी 
लोग अपने-अपने लिए जो भोजन बनाते है उसी मे से यदि कोई हमे देना 
जाहे तो धोडा-बहुत जैसी इच्छा हो ले सकते हैं । 

वकील--आप कितने झादमी है ? 

श्राचार्य श्री-- हम साधु-साध्वी तथा श्रावक-अ्राविकाएं कुल मिला- 
कर २०० आदमी हैं । 

वकील--सावु-साध्वी कितने है ? 

आचार श्री--सड्सठ । 

वकील--तो क्या आज आप हमारे घर पर दावत ले सकते हैं ? 

आचाये श्री--पर आप हमे दावत कैसे देंगे ? 

वकील--आप सभी के लिए अभी अपने घर रसोई करवा दूंगा। 
हमारे घर तो वहुधा संत-मण्डली आती ही रहती हैं। हम उस लम्बी 
पक्ति को अनेक वार दावत देते ही रहते हैं। मेरा पुत्र जो एम० ए० पास 
था, अच्छी नौकरी भी थी पर उसने सव कुछ त्यागकर साधु-जीवन अपना 
लिया । वह भी कई वार हमारे घर आता है । 


श्र 


आचाय॑ श्री---वे सत दूसरे प्रकार के हैं। हम लोग अपने लिए 
बनाया हुआ भोजन नही लेते । इसलिए मैं कह रहा हु कि आप हमें 
भोजन कंसे देंगे ? हाँ यह हो सकता है कि आप अपने खाने के लिए जो 
कुछ तैयार करें उसमे से थोडा कुछ हमे दे दे । 

वकौल--अ्रच्छा तो वही कीजिए । हम अपने घर भे बहुत सारे लोग 
हैं। आज हम नही खाएगे श्रापको ही खिलाएगे । श्रधिक नही तो आप 
पाच-सात साधु ही हमारे घर भोजन कर लीजिए । 

आचाय॑ श्री--हम गृहस्थ के घर पर भोजन नहीं कर सकते। जो 
कुछ मिलता है उसे अपने पात्र मे ले लेते हैं और अपने स्थान पर श्राकर 
ही खाते है। 

वकील--अच्छा तो वह भी कीजिए । 

आचार्य श्री--भ्रापका घर यहा से कितनी दूर है ? 

वकील--करीब एक मील तो होगा ही । 

आचाये श्री--तव तो मैं नही जा सकूंगा किसी दुसरे साधु को भेज 
सकता हूँ । 

वकील--अच्छा तो वह भी कीजिए । 

आचार्य श्री--पर श्रापके भोजन पकाने का प्रतिदिन का समय कौन- 
साहै? 

वकौल--प्रायः इसी समय हम लोग भोजन पकाते हैं कुछ देरी भी 
हो सकती । 

झाचायें श्री--हा तो हमारे लिए आप जल्दी मत करना प्रतिदिन 
जिस समय भोजन बनता है उसी समय हम आ्रापके घर साधुओं को भेज 
देंगे। एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है हमारे लिए कुछ भी 
विशेष नही बनाया जाए | श्राप जो कुछ खाते है उसमे से ही हम जरा 
कुछ ले लेंगे । कूछ भोजन बन गया होगा तो वह ले लेंगे और नही हुआ 
होगा तो ठडी, बासी, छाछ, मट्ठा जो कुछ भी होगा वही ले लेंगे । 


भ्रैरे 


वकील--वाह ! ऐसा भी कभी हो सकता है। हमारा गृहस्थो का 
भी तो अपना प्नर्म होता है। कोई अतिथि हमारे घर झाए और हम 
उसकी अच्छी तरह से सेवा नही करें तो हम अपने धर्म से स्खलित नहीं 
हो जाएगे ? 

आचार्य श्री--पर हमारे लिए भोजन बत्ताकर देने से हम अपने धर्म 
से स्खलित नही हो जाएँगे ? 

वकील--हमारे घर मे जो अच्छी-से-अच्छी चीज होगी वही हम 
आपको देंगे । 

आचायंश्री--यह तो ठीक है कि भ्रापका धर्म सेवा करना है पर वैसी 
सेवा करना तो नहीं कि जिससे हमारा नेम-धर्म टूटता हो। इसीलिए 
हमारे लिए कोई चीज करवाने की आवश्यकता नही है । 

वकील--अच्छा | तो आज हम भी हलुआ खाएगे और आपको भी 
वही देंगे । 

आचार्य श्री--ऐसा नहीं । हम आए हैं इसलिए भ्राप हलुआ बनाए 
वह भी हमे स्वीक्षत नही है। 

वकील--नही, नहीं। आज मंगलवार है। इसलिए हम लोग नमक 
नही खाते । हम हलुआ बनाएंगे और आपको हलुझआा ही देंगे। भच्छा तो 
आपका सामान कहा है ? 

आचाय॑ श्री--हमारा सामान बस इतना ही है जितना श्राप हमारे 
पास देख रहे हैं। 

वकील---सर्दी मे इतने से कपडो से आ्रापका काम चल जाता है ! 

श्राचाय श्री--श्राप देख लीजिए चल ही रहा है न ! हम लोग न 
तो इससे भ्रधिक सामान रखते है और न पैसा भी रखते है। यहा तक 
के भपने पास कर भर भी धातु नहीं रखते। क्या झाप हमे कुछ भेंठ 

९ 


वकील--हा, आप कहेगे वही भेट दे सकते है। 


भ४ं 


आचाय॑ श्री-- रुपयों, पैसों की भेंट तो हम लेते नहीं । इसलिए हम 
वही भेंट लेंगे जो आपकी प्यारी-से-प्यारी है अर्थात्‌ तम्बाकू । 

वकील---यह तो बहुत बडी वात है पर आपके वचन का लोप भी 
कैसे कर सकता हू । कुछ तो तम्बाकू छोडगा ही । 

मैंने उनसे पुछा--क्या आपने अखुबन्रत का नाम सुना है ? तो कहने 
लगे--शरे ! श्राज अणुवम को कौन नही जानता । हम तो उसका विरोध 
करते हैं । 

मैं--नही मैं श्रणुवम की बात नही कहता अरशुक्षत की कहता हू । 

वकील--अखुब्नत क्या है ? मैं तो नही जानता । 

आचार्य श्री ने उन्हे अणुक्नत का परिचय दिया तो कहने लगे--पो 
क्या आप इसकी एक शाखा हमारे यहा खोल सकते हैं ? 

आचाये श्री-- पहले आप इसके साहित्य का अध्ययन कीजिए । फिर 
इस विषय पर बात करेंगे। इस प्रकार लम्बी देर तक चर्चा होती रही श्रौर 
भ्रन्त मे जब उनके भोजन पकाने का समय हो गया तो आचार्य श्री ने 
मुनिश्री नेमीचन्दजी को उनके घर भिक्षा के लिए भेजा । 


६१:६० 


अभी तक आचायंश्री का स्वास्थ्य पूर्णो रूप से स्वस्थ नही हुआ है। 
फिर भी विहार तो लम्बे-लम्बे ही करने पडते है। इससे कुछ-कुछ थका- 
बट भी आ जाती है। आहार-व्यवस्था मे आचांय॑ श्री ने बहुत कुछ परि- 
वतन कर लिया है । परिणाम स्वरूप दो-चार द्रव्य ही दिन भर मे खाते 
हैं । भ्राज सायकालीन प्रतिक्रमण के पश्चात्‌ कहने लगे--वीमारी के भी 
तीन गुण हैं। पहला कभी-कभी बीमार हो जाने से मनुष्य का भ्रह दबता 
रहता है। उसे यह समभने का अवसर मिलता रहता है कि मैं ही सब 
कुछ नही हू । कुछ भ्रज्ञात शक्तियां भी है जो भनुष्य को परास्त कर 
, सकती हैं । भरत मुझे समल-सभल कर चलना चाहिए । दूसरा --वीमारी 
के समय बहुत थोडे द्रव्यो के खाने से ही काम चल जाता है। तीसरा-- 
हमेशा ही हमेशा खाते रहने से मनुष्य के कल पुर्जे कूछ शिथित पड जाते 
हैं। बीमारी मे अल्प भोजन करने से उन्हे विश्रान्ति मिल जाती है भौर 
वे एक बार फिर कार्यक्षमता प्राप्त कर लेते हैं । 


इतने मे एक वृद्ध किसान कधे पर एक गठरी रखे वहाँ आरा पहुचा। 
झपने जीवन मे वह सभवत ७०-७५ वसन्‍्त देख चुका था। अतः उसकी 
श्राखो की रोज्नी काफी क्षीणा पड चुकी थी | कमर भी भूक चली थी। 
हाथ में एक लाठी थी । उसे टिकाते-टिकाते वह धीरे-धीरे चल रहा था। 
श्राते ही उसने बडे भवित-भाव से नमस्कार किया और नीचे बैठ गया । 
बैठकर गठरी खोलने लगा | हम सब बडे कुतृहल से उसकी झोर देख रहे 
थे | हाथ कमजोर हो चले थे। अतः गठरी खोलने मे काफी समय लग 


५६ 


गया । गठरी का एक छोर खोल कर उसने कुछ केले निकाले और उन्हें 
प्राचार्य श्री के चरणो मे चढाने लगा। इतने मे भाई लोग एक साथ बोल 
पडे-- भरे ! नही, नहीं इन्हे झ्राचार्य श्री से मत छुआओ । और एक साथ 
दौडकर एकदम उसके हाथ पकडने लगे । वह तो बेचारा हवका-वक्‍्का 
रह गया। शआ्राचाय श्री ने उन्हे उपालम्भ देते हुए कहा-- मैं बैठा हूं तुम 
लोग क्यो चिन्ता करते हो ” किसी को कुछ कहना हो तो श्ञात्ति से 
कहना चाहिए कि यो भूम जाना चाहिए ? भाई लोग यह सुनकर दूर हो 
- गए । श्राचाय श्री ने उसे समकाया--वाबा हम लोग सब्जी को छठे 

नही हैं भ्रत दूर से ही बता दो क्‍या लाए हो * 

वृढा-- कुछ नही थोडे-से केले है महात्माजी ! सुना था कि गाँव में 
महात्मा लोग आये है तो विचार किया, चलो दर्शन कर झ्ाऊ । महात्मा 
लोगो के दर्शन खाली हाथ नहीं करना चाहिए। अत साथ में थोड़े 
केले और थोडे टमाटर ले आया। अपने खेत मे खूब टमाटर होते हैं 
महात्मा जी ! उनमे से ही भ्रभी तोडकर लाया हू । 

श्राचारयश्री--सों तो ठीक । पर हम लोग तो सब्जी को छूते ही नहीं। 

बूढा--सब्जी तो ऋषि-मुनियों का भोजन है इसे क्यो नही छूते ? 

श्राचार्य श्री--इसमे जीव होते हैं । 

बूढा--तो क्या लेते है ? 

आचार्य श्री--हम रोटी, उवाली हुई सब्जी, चावल भी ले सकते है। 

वृूढ्ा--तो हमारे घर चलिए वहा आपको सब कुछ मिल जाएगा। 

आचार्य श्री--पर भ्रभी तो रात का समय है । भ्रभी हम भिक्षा नहीं 
करते । 

बूढा--तो कब करते हैं ? 

आचार्य श्री---सुबह सूर्य निकलने के वाद । 

वृढा--तो उस समय हमारे घर भ्राना। रोटी तो .नहीं पर दूध 
अवदय मिल सकता है । 


(8 


आहाये श्ली-- तुम्हारा नाम क्या है ? 

बूढा--मेरा नाम वच्चुसिह है । 

आचाये श्री--तुम्हारे पुत्र कितने है ? 

बृढा--(पूरा तो मुझे याद नही रहा पर उसने सभवत तीन या 
चार वतलाए थे) आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है महात्माजी ! सौ 
बीघे जमीन है । कुछ जमीन सरकार लेना चाहती है। पर जिस जमीन 
को हमने पसीना वहाकर प्राप्त किया है उसे सहज ही कैसे दिया जा 
सकता है ? घर पर साधु-महात्मा आते ही रहते है | पुत्रों को यह अच्छा 
नही लगता । पर हमारे अव दिन ही कितने शेप रहे हैं ? जीवन भर भाग- 
दौडकर इतना सव जोडा है, अब कुछ दान-पुण्य न करें तो क्‍या करें ? 
जवानी में हमने क्या नहीं किया था ? सब कुछ हमने अपना पसीना 
बहाकर ही तो जोडा है। पर झाजकल का जमाना ही ऐसा है। पुत्र< 
लोग सब कुछ बटोरना चाहते हैं। कल ही घुढिया को पीट डाला । पर श्रव 
क्या करें ? देखते हैं किसी प्रकार भगवान्‌ इस नैया को पार लगा दे तो 
अच्छा रहे । ४ 

उसने भ्ौर भी बहुत कुछ कहा । आचार्यश्री ने भी बहुत कुछ कहा । 
दोनो के स्नोत खुल गये । खूब वातें हुईं। सचमुच वास्तविक भारत तो 
गावो में है। कितना सरल था वह वेचारा आमीण । कितनी श्रद्धा थी, 
उसके हृदय मे । कितना पवित्र था उसका मन | कितनी सादगी थी उसके 
वेष मे । कितनी शान्ति थी उसके चेहरे पर । यह सब कुछ देखकर गांव 
से लौटने का मन ही नही होता । 

आचार्य श्री कहने लगे--वास्तविक कार्य-क्षेत्र तो ये गाव है। जी 
बहुत चाहता है कि यहा वैठकर कुछ काम किया जाय । पर होनहार कुछ 
भ्रौर ही है । बहुत चाहते है पर फिर भी भ्रमी तक जन-सकूलता से दूर 
नीरव-एकान्त मे चातुर्मास विताने का श्रवसर नही मिला । 

आचाय श्री--हम तो कल सूर्योदय होते ही यहा से चल पडेंगे | 


“भ्रूद 


बृढ़ा--मैं भी आपके साथ हो जाऊंगा) एक दो दिन जितना हो 
सके सत्संगति का लाभ तो लेना ही चाहिए। छोटे लडके से कह दूंगा 
वह रोटी ले झाया करेगा और मैं आपके साथ-साथ पैदल चला करूगा। 
भगवान्‌ ऐसा मौका बार-बार थोडे ही देता है ? 

आचार्य श्री--अच्छा बावा तुम्हारी यह भेंठ तो हम नहीं लेंगे पर 
"कुछ दूसरी भेंट तो जरूर लेंगे । 

बूढा---क्या लेंगे ? 

आचाय॑ श्री--शराब पीते हो ? 

बूढा--नही, तम्बाकू भी नही पीता । 

आचाय॑श्री - तो फिर कोई अपनी एक ऐसी प्रिय चीज छोड दो, जो 
तुम्हे सत-दर्शन की स्मृति कराती रहे । 

उसने आजीवन टमाटर खाने का त्याग कर दिया। सचमुच ऐसे 
असंग बहुत ही कम मिलते हैं । मैं तो भाव-मुग्ध होकर वडी तत्मयता से 
सुन रहा था। 


७-१-६० 
याद विहार झौर स्वास्थ्य 


भले ही वायुयान से यात्रा करने वाले लोग अपने गन्तव्य स्थल पर 
चहुत जल्दी पहुँच जाते है पर पद-यात्रा का जो लाभ है उसे तो वे नही 
ही पा सकते | इसीलिए भ्राज आराचार्य श्री कहने लगे--पैदल चलने का 
अपना श्राध्यात्मिक महत्त्व तो हैं ही, पर शारीरिक दृष्टि से भी 
वह हानिकारक नही है। थोडा-योडा चलते रहने से मनुष्य जल्दी से 
रोगाकान्त नही हो पाता। यद्यपि पुरानी घारणाओ मे “पैडो भलों 
न कोप्त को” पन्‍्थ समो नत्यि जरा” आ्रादि कहकर नित्य पाद सचार 
को अकाम्य साता गया है। पर अनुभव यह कहता है कि थोडा-थोडा 
चलते रहना शारीरिक दृष्टि से भी बहुत लाभदायक है। उससे 
शव्तिक्षय नही होती अपितु शक्ति-सचय होता है । इसीलिए तो कलकत्ते 
से साथ रहने वाले कुछ भाई-वहिन अपने आपको पहले से कुछ 
स्वस्थ भ्रनुभव करते हैं। हमे तो श्रभी जल्दी जाना है इसलिए 
वायु वेग से चल रहे हैं। पर दस-वारह मील रोज चलना कोई कठिन 
बात नही है। उससे अनेक लाभ है। भूल खूब खुलकर लगती है, नीद 
बडी सुखद शआ्राती है, चित्त बडा प्रसन्‍त रहता है, हवा स्वच्छ मिल जाती 
है जिससे फेफड़े ठीक रहते हैं । शहरी लोगो ने पैदल चलने का अभ्यातत 
छोड दिया है इसीलिए उनके लिए मील भर चलना भी कठिन हो जाता 
है। ग्रगर चल भी लेते हैं तो थकान या बुलार साथ लेकर ही श्रातते है। 
इप्तीलिए तो नेहरूणी ने मुनि श्री बुद्धमल्लजी से कहा था---"शाप तो 


६० 


पैदल चलते है पर इन सेठ लोगो को भी पैदल चलाइए ।” 


श्रभी प्राचार्य श्री के साथ काफी भाई-बहिन हैं। कुछ लोगो का तो 
यह प्रण् है कि कूछ भी हो जाय हम तो पैदल ही चलेंगे । मित्र-परिषद्‌ 
के सदस्यों की सेवा वडी सराहनीय है। वे लोग पैदल भी चलते हैं भर 
यथासमय वाहनों का भी उपयोग करते है| पारमाथिक-शिक्षण॒-प्त्था की 
बहिनें तो पैदल ही चलती रही है | महिला मण्डल की कुछ वहिनें भी पैदल 
ही चलती है । इसके सिवाय और वहुत सारे व्यक्ति भी पैदल चलते है । 
पुरुषो मे दौलतरामजी छाजेड, जसकरण॒जी लुणिया, ठाकुर चिमनर्सिहजी, 
वृद्धिवदजी भसाली, रगलालजी (आमेट) झ्रादि तथा महिलाशी में पाल- 
बाई, मिलापी वाई आदि कुछ बहिनें तो प्राय, पैदल ही चलती है । 


सर्व धर्म समभाव 


हमारे इस यात्री' दल का एक विशेष सदस्य और है वह है सीताराम 
अग्रवाल। बडा मस्त भादमी है। ठेठ कलकत्ता से साथ में है। बहुत दिनों 
से वह कलकत्ता से राजस्थान तक पैदल चलकर अ्रपनी कुल देवी की 
अर्चना करना चाहता था। पर उसका अकेले का साहस नही हो सका । 
इस बार जब श्राचार्यश्री राजस्थान श्रा रहे थे तो वह भी साथ हो गया:। 
पहले उसका आचार्य श्री से कोई विशेष सम्पर्क ही नहीं हुआ था । पर 
भव तो इतना धुल-मिल गया कि पता ही वहीं चलता कि यह कोई नया 
आदमी है। धामिक दृष्टि से उसके विश्वास श्राचार्य श्री से भिन्‍न है। 
इसलिए कभी-कभी चर्चा भी चल पड़ती है पर व्यवहार में यहाँ किसी 
का भेद नही है | यही ठो सर्व धर्म समभाव की कल्पना का पहला श्राघार 
स्तम्भ है । 


एक पशु यात्री 
मनुष्य आरणियो के भ्रतिरिक्त एक पशु-प्राणी भी डालमियानगर से 


दर 


निरन्तर हमारे साथ चला भा रहा है। वह है भूरे रंग का, स्वस्थ और 
छोटे कद का सुन्दर कुत्ता । वह भी यात्रियों मे इतना घुल-मिल गया है 
कि उसका घरेलू नाम 'भूरिया' ही पड गया है । सव उसे इसी नाम से 
पुकारते है। वह भी वडा मत्त है। आचार्य श्री विहार करेंगे तो भट 
साथ हो जाएगा और रास्ते भर साथ रहेगा। स्वभाव का वडा विनीत 
है, जहा तक होगा आचार्य श्री के पास ही रहने का प्रयत्न करेगा । 


ऐसा लगता है पहले वह कही पालतू रहा है। फिर किसी कारण 
विशेष से वहा से हट गया है या हटा दिया गया है। डालमियानगर से 
एकदम यह हमारे साथ हो गया और अ्रभी तक चला आ रहा है । कुछ 
दिनो तक शायद उते खाने को भी पूरा नही मिला । पर यह साथ चलता 
ही रहा | अब तो यात्री लोग भी इसे पहचानने लगे है। यह भी रात मे 
किसी के पैरो मे जाकर सो जाता है । पर किसी चीज को खराब नही 
कंरता। थोडे ही दिनो मे अपनी प्रवृत्ति से इसने सबको झ्ाक्ृष्ट कर 
लिया है। 


वच्चुसिह भी साथ मे ही था वड़ा सज्जन और भक्त आदमी है! 


८-१-६० 


रात मे कृष्णुनगर में ठहरे थे। कानपुर यहा से त्तीन-चार मील 
ही पडता है । श्रत काफी परिचित लोग इकट्ठे हो गये । रात्री मे प्रव- 
चत्र नही हो सका था। अतः प्रात काल जब लोगो को पता चला तो 
सब मिलकर भआाये श्रौर प्रवचन का आग्रह करने लगे । इसीलिए प्रात.- 
काल सूर्योदय के समय छोटा-सा प्रवचन हुआ । फिर कानपुर की ओर 
विहार हो गया । 


कानपुर तो पिछले साल श्राचार्यश्री का चातुर्मास ही था। अ्रतः 
जुलूस मे काफी लोग हो गये । यहा क्षत्रिय-धर्मशाला में ठहरे थे। परि> 
चितो ने स्वागत का कार्यक्रम भी रख दिया | सर पद्मपतजी सिंहानिया 
ने अभिनन्दन पत्र पठा । वशीधरजी कसेरा, डा० झ्रार० के० माथुर, 
धर्मराज दीक्षित, परिपूर्णानन्‍द वर्मा, डा० जवाहरलाल तथा गिल्लूमल 
जी बजाज आ्रादि ने आचार्यश्री के अभिनन्दन मे अपने-प्रपनें हृदयोद्गार 
प्रकट किए । डा० जवाहरलाल भृतपूर्वमत्री (उत्तरप्रदेश) ने आचारयश्री 
के चरणो की ओर देखा भ्रौर कहने लगे--आचार्यजी ! श्राप नगे पैर 
कंसे चलते हैं ? झ्रापके सुकुमार चरणो मे रक्त चमकने लगा है । सच- 
मुच आपकी तपस्या बडी विकट है। हम लोगो की निःस्तरार्थ सेवा कर 
आप पुण्य-लाभ कर रहे है । 

परियूर्णानन्‍्दजी वड़े भ्रच्छे वक्ता हैं । खडे हो जाते है तो वोलते ही 
जाते है। किसी को अप्रिय भी नही लगते | उनका अध्ययन भी अच्छा 
है। कल्प-सूत्र मे से उन्होंने कई उदाहरण प्रस्तुत प्रसग पर दिये । 


दर 


कार्यक्रम काफी लम्बा हो गया था | प्मपतजी एकदम भूकला गये ।* 

कहने लगे--हम आचायंश्री का प्रवचन सुनने आये हैं कि इन दूसरे 

लोगो का ? सौभाग्य से कभी-कभी तो समय मिलता है, उसमे भी दूसरे 

लोग आचार्यश्री को नही, सुनते देते । भ्न्त मे कार्यक्रम कुछ कम करना 

५ पंडा। कार्यक्रम का सयोजन अखुन्नत समिति के मतन्नी श्री भेवरलालजी' 
सेठिया ने किया था । 


मध्याहक्न मे प्मपतजी से काफी देर तक बातें हुईं। भ्रात्षत विहार 
के बारे मे काफी विस्तार से चर्चा हुई। मुनिश्री नगराजजी भी उस 
समय उपस्थित थे । 


पलायन से काम नही चलेगा 


रात में डा० वागची डिप्टी सुरपरिटेंडेंट, लाला लाजपतराय होस्पिटल,- 
से काफी वातें हुई । डा० कहने लगे--श्राचायंजी ' मुझे भी भापके 
साथ ही ले लें। पद-यात्रा करता रहूगा और जैसा भी रोटी-टुकडा मिला 
करेगा खा लूगा। यहा के कलुपित वातावरण मे तो नहीं रहा जा 
सकता ! 


आचार्यश्री--यह तो ठीक है पर पलायन करने से भी तो काम नही 
चल सकता | मैं यह नहीं चाहता कि काम-काज करने वाले बहुत सारे 
लोग श्रपना-अपना काम छोडकर मेरे साथ हो जाए। अरशुब्नत की परीक्षा 
का समय तो वही है जब मनुष्य आपत्ति मे भी अपने ब्रतो का श्रच्छी 
प्रकार पालन कर सके | 
डाक्टर--आपका कहना भी ठीक है । पर आजकल हास्पि- 
टलो का वातावरण इतना गन्‍्दा हो गया है कि उसकी बदवू मे 
ठहरना कठिन हो जाता है। श्रभी एक बडे डाक्टर ने लोभ में आकर 
एक अ्रच्छे करोडपति नौजवान की निर्मम हत्या कर डाली, जो आज 


श्डि 


के चिकित्सकों की लोभ-वृत्ति का एक स्पष्ट उदाहरण है। नौजवान 
के कोई विशेष बीमारी नहीं थी। पर डाक्टर ने कहा इसका आपरेशन 
करवाना पडेगा । यदि हास्पिटिल मे आपरेशन होता तो डा० महोदय 
के कुछ भी हाथ नही लगता । अ्रतः उन्होने किसी प्रकार सेठ के घर पर 
ही आपरेशन करवाने के लिए राजी कर लिया। घर पर सारे औजार 
तो झा नहीं सकते थे । शभ्रत श्ौजारों के श्रभाव में आपरेशन करते- 
करते ही लडके ने सदा के लिए हिलना-डुलना बन्द कर दिया। डाक्टर 

तो अपने रुपये ले लिये पर सेठ अ्व अपने लडके को किसके पास से 
लेता ? इस प्रकार एक नही अ्रनेको उदाहरण है, जिन्‍्होने चिकित्सा क्षेत्र 
शंदा कर दिया है । इस श्रवस्था मे वहा कैसे रहा जा सकता है। पर 
फिर भी मैं पलायन नहीं करना चाहता। आ्रापकी शिक्षा के अनुसार 
शपने क्षेत्र मे काम करते हुए ही अपनी नैतिकता को निभाऊगा | 


डा० वागची बडे सरल, सादे और मिलनसार व्यक्ति हैं। यहा के 
सेठिया परिवार से उसका काफी परिचय है। 


६-१०६० 


सुबह चार बजे ही मिल के भोपू की कर्कश ध्वनि से नीद उड गई | 
पर जल्दी उठने से स्वाध्याय हो गया यह तो अच्छा ही हुआ । आकाश धूमिल 
था। वातावरण कोलाहलपूर्ण था । फिर भी भ्राज विहार से छूट्टी थी । 
बहुत दिनो से यह निवृत्ति मिली थी। अ्रत. पंचमी समिति से निवृत्त हो 
आचार्य श्री कुछ धरो मे दर्शन देने के लिए भी गये । रह-रहकर पुरानी 
स्मृतिया सजीव हो रही थी । दोनो ओर वडी-बडी गगनचुम्बी श्रट्टालिकाएं 
खडी थी ! नीवें भी उनकी न जाने कितनी गहरी रही होगी पर वे भरी 
गई थी गरीबो के परिश्रम से | सव लोग उन मवोहारी अट्टालिकाओ को 
देखते है पर उन्होने कही गढे बनाए हैं, उन्हे कौन देख सकता है ? 


दिन भर लोगो का आगमन रहा । रिजवं बैक के मैनेजर श्री एम० एम० 
मेहरा तथा उनकी पत्नी ने जो पिछली वार अखुक्नती भी बन चुके थे 
काफी देर तक अनेक विषयो पर शका-समाघान किया । स्थानीय श्रणुन्नत 
समिति के अध्यक्ष श्री गिल्लूमलजी वजाज आदि ने भी अखुबव्नरत भावना के 
प्रचार के बारे मे विस्तार से विचार-विमर्श किया। फिर करीब 
एक बजे वहा से विहार कर श्राचार्यश्री एलान मिल के चीफ इंजीनियर 
श्री जे० एस० मुरडिया, कृषि अनुसन्धान केन्द्र के भ्रध्यक्ष डा० आर० एस० 
माथुर, एडवोकेट इन्द्रजीत जैन आ्रादि परिचित लोगो के घरो का स्पर्श 
करते हुए शाम को कल्याण॒पुर विकास केन्द्र मे पधार गये । 


डा० माथुर ने तो आचायंश्री के रात-रात अपने बगले पर ही ठहरने 
का प्रवन्ध कर दिया था। घूमते-घूमते वहा पहुचने तक विलम्ब भी 


६६ 


काफी हो चुका था। पर कल्यासापुर का कार्यक्रम बन चुका था। शअ्रतः 
वहाँ रुकना कैसे संभव हो सकता था ? 

सुगनचन्दजी ने कहा--अरव दिन तो बहुत थोडा रह गया है श्रतः 
दिन छिपने से पहले-पहले कल्याणुपुर पहुच जाना कठिन लगता है! 
मैं यह तो कैसे कह सकता हु कि यही ठहर जाए पर कठिनता अवश्य है। 

झाचायेश्री ने कहा--अ्रव तो बहुत सारे साधु तथा उपकरण भी' 
झागे चले गए है अत. हमे भी आगे ही जाना होगा । और आचार्य श्रीं 
ने जल्दी-जल्दी अपने कदम जी० टी० रोड की ओर बढा दिये | 


१०-१-६० 


आज कलकत्ते से श्रीचन्दजी रामपुरिया दर्शन करने के लिए आए 
थे। उनसे साहित्य-विषयक लम्बी चर्चा चली। उनकी साहित्यिक प्रतिभा 
तेरापथी गृहस्थ समाज में अपने ढग की एक विशिष्ट प्रतिभा है | स्वामीजी 
के साहित्य का तो उन्होने गम्भीर अध्ययन किया है। कहा जा सकता 
है वैसा अध्ययन शायद गृहस्थ-वर्ग मे किसी का नही है। परिश्रम भी 
उनका अनुपम है। वकालत करते हुए भी हिशताव्दी के अवसर पर प्रकाशित 
होने वाले साहित्य के प्रकाशन की गुरुतर जिम्मेदारी वे अ्रकेले निभा रहे 
हैं । अपने साथ वे कुछ हस्तलिखित्त प्रतिया भी लाए थे। स्वामीजी की 
एक क्षति ब्रताव्रत-चौपई की दो-तीन भ्रतियो मे से आदर प्रति कौन-सी 
मानी जाए यह परामझश लेने के लिए ही वे उपस्थित हुए थे। एक प्रति 
थोडी-सी कटी हुई थी। शभ्राचायंश्री ने पुछा--यह कटी हुई कैसे ? उन्होने 
कहा--असावधानी से एक वार एक चूहा पेटी के अन्दर रह गया । उसमे 
इस प्रति को काट दिया । 


जैन साधुओं की प्रतिलेखन-विधि का समर्थन करते हुए आचार्य॑श्री” 
ने कहा---इसीलिए तो भगवान्‌ महावीर ने प्रतिलेखन को आवश्यक बताया 
है। प्रतिलेखन न करने का ही यह परिणाम है कि चूहा इसको काट 
गया | 


साहित्य सम्पदा 
साहित्य के बारे मे आचायंश्री ने कहा--साहित्य समाज का दर्पण 


८ 


है। अभी हमारा जो साहित्य का काम चल रहा है वह तो बहुत वर्षो 
'पहले ही चल जाना चाहिए था पर हमारा यह प्रसाद रहा कि हम ऐसा 
कर नही सके । हमारा यह तो सौभाग्य है कि आचाये भिक्षु तथा जयाचार्य 
जैसे सहज साहित्यिक प्रतिभा के धनी हमे मिले । पर खेद भी है कि हम 
उन्हे प्रकाश मे नही ला सके । फूलो मे सुरभि होती है लेकिन यह तो 
हवा का काम है कि वह उसे प्रसृत करे। आचार्य भिक्षु और जयाचायय ने हमे 
अमूल्य साहित्य दिया | पर हमारा यह कतंव्य था कि हम,उसे आधुनिक रूप 
में जनता के सामने रखते । खैर जो हुआ सो तो हुआ । श्रव भी हमने इस 
ओर ध्यान दे लिया है । यह हर्ष का विपय है । अपने साधु-साध्वी समाज 
मे मैं श्रनेक साहित्यकार देखना चाहता हूँ । यत्पि उन्होने मेरी कल्पना 
को हमेशा आकार और रग देने का प्रयास किया है। पर इस विषय में 
भेरी कल्पनाएं इतनी विद्याल है कि उनका वहुत छोटा-सा भाग ही भ्रभी 
तक पूर्ण हो सका है । साहित्य-सेवा समाज की स्थायी सेवा है । प्रत्यक्ष 
परिचय तो श्राखिर सीमित लोगो से ही हो सकता है। साहित्य का परि- 
चय उससे बहुत व्यापक है | 


आगम साहित्य का गुरुतर भार भी हमने कधघो पर ले लिया है । 
कार्य-भार आखिर उसी पर आता है जो कर सकता है । हमारे सामने 
अनेक कठिनाइयाँ हैं । पर जिस प्रकार हम पिछली कठिनाइयो को पार 
करते आ रहे हैं उसी प्रकार मेरा विद्वास है हमे आगे भी मार्ग मिलता 
रहेगा ! मुनि वुद्धमल्लजी की एक कविता है न ! “चलते है जब पैर स्वयं 
पथ बन जाता है ।” 

हमारे गृहस्थ-समाज मे साहित्यकारो का प्राय. अभाव-सा ही है । कुछ 


साहित्यकार व्यक्ति हो गए उससे क्या हो सकता है ? मैं चाहता हु इस 
ओर भी प्रयत्न होना चाहिए । श्रीचन्दजी ने कितने साहित्यकारों को 


१ 


तैयार किया है, यह भ्रइन मैं उनसे कर सकता हू । पर उत्तर तो उन्हे ही 
देना है । देखें इसका क्या उत्तर आता है ? 

शाम को कानपुर में रतनलालजी शर्मा ने आचार्येश्री के दर्शन 
किए | वे प्रथम बार में ही इतने प्रभावित हुए कि उन्होने गुरु-घारणा 
भी कर ली। 


११-१०६० 
रुपये बरसे पर...... 


पानी के प्रवाह की भाति हमारा दल भी जी० टी० रोड पर चल 
रहा था। श्रचानक रगलालजी को सडक पर कुछ नोट विखते 
हुए मि्रे । आगे चलते हुए दौलतरामजी से कहने लगे---आज रुपयो की 
वर्षा कैसे कर रहे हो ? दौलतरामजी ने कहा--नही, मेरे पास रुपये 
'कहां हैं ? 

रगलालजी--तो ये रुपये किसके गिरे है ? 

दौलतरामजी--मुभे तो पता नही । 

रंगलालजी--तो क्या करे इन रुपयो का। यही गिरा दू ? हम 
अशुत्नती है क्या करेंगे दूसरों के रुपयो का ? 

वौलतरामजी--गिराते क्यों हो” गाव में ले चलो किसी के होंगे 
तो दे देगे नहीं तो ग्राम पचायत में जमा करा देंगे। उनके कहने पर 
रगलालजी ने रुपये साथ ले लिये। गाव मे आकर पूछा तो पता चला 
वे तो यात्रियों के ही है। रगलालजी कोई बहुत बडे पैसे वाले नही है। 
पर नैतिकता कोई पैसे से थोडी ही आती है ” जिसमे अध्यात्म भावना 
का अकुर है वह कभी दूसरो के पैसो को नहीं छू सकता। जहा आज पैसे- 
पैसे के लिए भनुष्य दूसरे से लडाई करने के लिए तैयार रहता है, वहां 
सत्ताईस रुपये तो बहुत होते हैं । 


व्यक्ति श्रौर सिद्धांत 
घोरसला पहुचकर श्राचायंश्री अपने अ्रध्ययन मे व्यस्त हो गए । एक 


७१ 


साधु आए, दवाई लाने की श्राज्ञा मागी भर पारमा्थिक शिक्षण सस्था 
मे से होम्योपैथिक दवाइयों की पेटी लेकर चले गए । उनके चले जाने के 
बाद आ॥राचायंश्री ने सस्था के सयोजक श्री कल्याणुमलजी बरडिया को याद 
किया और उनसे पूछा--तुम लोग दवाइया कहा से लाए हो ? 


उन्होंने कहा--कानपुर से आर० एस० माथुर से सुमेरमलजी सुराणा 
ने ये दवाइया खरीदी थी और जाते समय उन्होने ये दवाइया हमे दे दी 
थी कि रास्ते में किसी यात्री के गडबड हो जाएँ तो काम श्रा सके । साधु- 
संतो के भी काम आ सके । 


आचार्यश्री ने साधुओ से दवाइया वापस मगवाई और कहा---ये हमारे 
काम नहीं आ सकती । क्योकि इनके लाने में साधुओ के काम आने की 
भावना का भी मिथ्वण॒ है। अत वापस कर आओ ! एक तरफ साधु, 
बीमार थे दूसरी तरफ सिद्धात का सवाल था। आचार्यश्री मे उसी को 
महत्व दिया जिसे देन। चाहिए । व्यवित से सिद्धात कई गुना बढ़कर है। 


इस पेटी में एक दवाई वह भी थी जो डा० माथुर ने अपने घर पर 
आचायेश्री को दी थी। इस भावना से कि वह भागे भी काम आती रहेगी। 
उसने उसे भी पेटी मे डाल दिया ! पर आचायंश्री की श्राखों से यह कैसे 
छिपा रह सकता था। इसीलिए न तो शआ्राचायंश्री ने उनमें से ' दवाई ली 
और न कोई साधु ने भी । 


चाय भी दवा है 

सुबह तो हम भूखे पेट चलते ही है। इसलिए दूध, चाय का कोई 
प्रसव ही नही रहता । आज भिक्षा के समय किसी के यहा चाय वनी थी। 
उन्होने चाय लेने का आग्रह किया । वैसे साधारणतया हम लोग चाय 
नही ही लेते है । पर झाज मुझे कुछ जुकाम लग गया था। अत मैंने 
मुनिश्री सुमेरमलजी से कहा--आप थोडी-सी चाय लेते आए । वे गए 


धर 


और आचायंश्री से चाय लाने की आज्ञा मांगी । तत्क्षए भाचायश्री के 
ललाठ पर क्यों का प्रश्नचिन्ह श्रकित हो गया। पूछने लगे--किसके 
लिए ? 

भुन्ति सुमेरसलजी---सुखलालजी मगा रहे है। 

आचार्यश्री--क्यो ? 

भुत्रि समेरमसलजी---उन्हे जुकाम हो गया है । 

आचायंश्री--दवाई के रूप भे लेते हो ? 

भुनि सुमेरमलजी--हा । 

वे चाय ले आए । मैने पी ली। पर इस लिए कि वह दवाई थी, 
आज-भाज मुझे दूध, दही, मिठाई, मिष्टान्न और तेल की सारी 
वस्तुओं का त्याग करता पञा। यह हमारी सामान्य विधि है जो 
कोई दवाई लेता है उसे व्यवस्थानुरूप तीन या पाच विगय का 
वर्जन करना पडता है। माल से जगात भारी हो जाती है। इसीलिए 
जल्दी से कोई दवाई लेना नही चाहता । कहा दिन में दस-दस वारह-वारह 
बार चाय पीने वाले लोग और कहा चाय को भी दवा मातने वाले अकिचन 
झाचायंश्री । मुझे याद नही पड़ता वर्ष भर भे ही कभी आचार्यश्री ने 
चाय पी हो। पिछले वर्ष शाति-निकेतन में चीनी प्राध्यापक वानयुनसेन के 
घर से आचारयश्री ने चाय ली थी। वह तो जरूर पी थी। वह भी उनके 
विशेष आग्रह पर चीन के अपने ढग से (भारतीय ढग से भिन्‍न) बनाई गई 
बाय का स्वाद चखने के लिए । 


१२-१-६० 
सेवा का श्रर्थ शिकायतों को पेटी में 


पुराणो मे सुनते है कि सगर राजा को उसके साठ हजार पृत्र प्रति- 
दिन नया कुझां खोदकर पानी पिलाया करते थे । पर हम तो बिना कुत्रा 
खुदाए ही आजकल प्रतिदिन नए दूसरे कुए का पानी पीते है। एक कुएं 
का ही नही अपितु दिन मे कम से कम दो कुओ का । सुबह कही तो शाम 
कही । कही आलीशान वगले मिलते है तो कही भोंपडी भी नही मिलती, 
वृक्षों के नीचे रहता मडता है। जो स्थान मिलता है उसकी सफाई का बड़ा 
ध्यान रखते हैं। हम साधु लोग ही नही गृहस्थ लोग भी जहा ठहरते है 
वहाँ की सफाई का पूरा ध्यान रखते है। आचायंश्री इस व्यावहारिक सभ्यता 
को भी विशेष महत्त्व देते हैं। यदि कोई साधु इसमे त्रुटि कर देता है तो 
उसे तो दण्ड मिलता ही है । अगर कोई गृहस्थ भी इस वात पर पूरा 
ध्यान नही रखता है तो आचायंश्री उसे भी कडा उलाहना देते हैं । भाज 
एक ऐसी ही घटना हो गई । एक बहन ने अपने ठहरने के पास के स्थान 
को गदा कर दिया । शिकायत आचार्येश्री के पास पहुची । आराचायेश्री ने 
उसे उपालंभ देते हुए कहा--तुम इतने महीनो से हमारे साथ रहकर इतनी 
ही सभ्यता नही सीखी तो यहा रहकर क्या किया ? हमारे साथ रहने का 
अर्थ तो यही होता है कि जीवन को सुसस्क्ृत और सभ्य वनाया जाए । यदि 
इतनी छोटी-सी वात को तुम नहीं समझ सकी तो तुमने सेवा के श्रर्थ को 
ही नहीं समझा । सेवा का यही मतलब नही है कि केवल मेरा मुह देखते 
रहना । यद्यपि हम किसी गृहस्थ से शारीरिक सेवा तो लेते ही नहीं । पर 
हम लोग जो उपदेश करते है या जो आचरण करते है उत्त पर तो सेवार्थी 


को अमल करना चाहिए | तुमने स्थान को गदा किया वह तो सभव है 
फिर भी साफ हो जाएगा। पर स्थानीय लोगो पर उसका जो प्रभाव 
पड़ेगा वह कैसे मिट पायेगा ? तुम्हे तो कोई नहीं जानता है। लोग 
कहेगे--श्राचार्यंजी आए थे उनके साथ वालो ने हमारा स्थाव गदा कर 
दिया । गलती तो कोई करता है और उसका भार ढोना पडता है सवको। 
यह अच्छा नहीं है ! 

उस वहन ने भी वडी सम्नता से अपनी त्रुटि स्वीकार की और भविष्य 
में कभी ऐसी त्रूटि नहीं करने का ्राववासन दिया । अपनी गलती से उसे 
स्वयं ही वडा परचात्ताप हो रहा था। कहने लगी--मु्झे इसका प्रायश्चित 
दीजिए ताकि मैं पदचात्ताप से मुक्त हो सक्‌ । आचार श्री ने उस गलती 
का उसे एक तेला (लगातार तीन दिन का उपवास) दण्ड बताया । उससे 
सहष उसे स्वीकार किया और भविष्य में कभी अपनी गलती को नहीं 
दुहरावे का आइवासन दिया । सभी यात्रियों मे एक जागरूकता श्रा गई । 
श्ौर वे जहा भी ठहरते अपने स्थान को स्वच्छ करने का पूरा ध्यान 
रखते । 

श्राहर से पहले कन्नौज के भूतपूर्व विधान-सभाई तथा कत्नौज 
अखुत्रत समिति के सयोजक श्री कालीचरणुजी टडन ने अपने साथियो 
सहित आचारयंश्री के दर्शेन किए । उन्होने निवेदत किया कि कम-से-कम 
दो दिन तो आपको कन्नौज रुकना ही पडेगा। आचायंश्री ने कहा--दो 
दिन छोड हम तो यह विचार कर रहे है कि अभी कन्नौज जाए या चहीं ? 
क्योकि कल्नौज जी० टी० रोड से दो मील एक ओर रह जाता है। अतः 
सभव नही है कि हम अभी कल्नौज जा सके । 

टण्डनजी--क्यों ? आप इतने वायु-वेग से क्यो चल रहे है ? 

आचाय॑ श्री--इसके मुख्य दो कारण हैं। पहला तो हमे इस बार 
तैरापथ हिदवताब्दी समारोह राजस्थान मे करना है। दूसरा मुनि श्री 
सखलालजी अभी श्रात्म-शुद्धि के लिए सरदारशहर में आजीवन अन- 


छ्श 


शन कर रहे है । उनकी प्रतिज्ञा है कि साठ वर्षों के बाद वे श्रन्न, जल 
कुछ भी नही लेंगे । मैं यह नही जातता कि हम उनके स्वर्गवास से पहले 
वहा पहुच सकेंगे या नही पर हमारा प्रयास है कि उस समय तक वहा 
पहुच जाए। इसीलिए अभी हम कही नहीं रुक रहे है। कानपुर और 
वनारस जैसे वडे शहरो मे भी हम दो रात नही ठहरे है। झत चाहते है 
इस बार कन्नौज भी त जाए। 

टण्डनजी--हम कन्नौजवासियो को फिर आपके दर्शन कब होगे ? 

आचार्य श्री--श्राप तो सरायमौरा मे आकर दर्शन कर सकते है । 
उन्होंने काफी श्राग्रह किया पर आचार्यश्री श्रभी कही जी० टी० रोड को 
छोडना ही नही चाहते हैं । 

कल दिल्‍ली से हनुतमलजी कोठारी श्राए थे और निवेदन किया कि 
दो फरवरी तक यदि श्राचाय्य श्री दिल्ली ठहर सके तो वहा अच्छा कार्य- 
क्रम हो सकता है। राष्ट्रपतिजी से भी मुनिश्री बुद्धमललजी की वातचीत 
हुईं थी। वे भी ३१ तारीख तक समय दे सकें ऐसा विश्वास है। पर 
आचायें श्री ने कहा--भ्रगर ३० तारीख तक कोई कार्यक्रम वने तो बनाया 
जा सकता है । इससे अ्रधिक तो मैं वहा ठहर सकूं यह कम सभव लगता 
है। स्पप्ट है ग्राचायं श्री अभी राजस्थान पहुंचने को अधिक महत्त्व दे रहे 
है। दूसरे सारे कार्यक्रम इतने प्रमुख नही हैं। 
बांत क्यो मिरता है ? 

कल-परसो आचार्य श्री का एक दात गिर गया था। अ्रत रह-रह 
कर जीभ स्वत ही उस रिक्त स्थान की शोर जा रही थी। नएपन में 
आकषेण तो होता ही है। 

आज आचार्य श्री कहने लगे--दात गिर जाना इस बात का सकेत है 
कि भव भोजन कम कर देना चाहिए। क्योकि दातो के विना भोजन 
अच्छी तरह से चवाया नही जा सकता। और चवाए बिना भोजन का 
परिपाक ठीक तरह से नही होता । भ्रत दात गिरने का रहस्य है भोजन 
में कमी कर देना । ७ 


१३-१०६० 
ईक्षरस भी नहीं 


श्राज हवा बडी ठडी चल रही थी । थोडी-थोडी बूदें भी हो गई थी। 
सर्दी का तो मौसम है ही । इसलिए विहार मे काफी परेशानी रही । पर 
कुछ साधुश्नो को इससे भी बढकर एक दूसरी परेशानी हो गई । वह थी 
ईक्षुस की । ईक्षुरस यहा सुलभता से मिल जाता है। पर कुछ साधुओं 
के स्वास्थ्य के लिए वह अनुकूल नही रहा । अ्रत उन्हे गहरा जुकाम हो 
भया। मुनि महेन्द्रकुमारजी को तो इतना गहरा जुकाम हो गया कि 
उनका सास फूलने लगा । ठहरने के स्थान पर भी बडी देरी से पहुचे । 
उनसे आगे चलना सभव नही था। श्रत मुनि श्री नगराजजी, मुनि श्री 
महेन्दकुमा रजी झ्रादि कुछ साधुओं को यहा रुकना पडा । इस परिस्थिति 
को देखकर आज आचायंश्री ने सभी साधुओ को ईक्षुरस पीने का निषेध 
कर दिया । यहा अपरिचित क्षेत्र में छोटे-छोटे गावों मे गडबंड हो जाए 
तो सभालने वाला कौन मिले ? 


मे क्या महात्मा ? 

आ्राहार से पहले भक्तसिह नाम के एक सिख शरणार्थी दशेतार्थ आए। 
कमरे मे श्राते-आ्राते उन्हे जरा सकोच हुआ। अत ठिठक गए, पर भाचारयें 
श्री का स्मित-सकेत पाकर वे आश्वस्त हो आ गए, भौर अन्दर आकर 
बैठ गए । कहने लगे--आचायेजी ' आप साधु लोगो कौ भी अजब 
माया है। पिछले वर्ष यहा एक महात्मा आए थे । ठीक इसी जगह और 
इसी कमरे में ठहरे थे ” बडा ठाठ-बाट था उनका । अनेक नौकर-चाकर 


७ 


हाथी, घोडे, मोटरें सभी उनके साथ थे। एक बडी भारी सोने की मूर्ति 
भी थी। उसे बडा सजाया जाता था । भक्त लोग उसका दूर से हो दर्शन 
करते ये । हमने निकट झाकर उनका चरण स्पश करना चाहा । महात्माजी 
से निवेदन किया--भगवन्‌ ! हमको भी भगवान्‌ के चरण-स्पर्श करने 
की अनुज्ञा दी जाए । पर महात्माजी ने मना कर दिया। हमने उनसे 
बहुत प्राथना की तो बोले --तुम लोग शुद्ध नही हो । तुम्हारा खाना शुद्ध 
नही है, अत तुम्हे चरण स्पर्श का अ्रधिकार कैसे दिया जा सकता है ? 
इमने हमारी शुद्धि के अनेक उदाहरण (पहलू) उनके सामने रखे । पर वे 
तो अपनी जिह पर अडे रहे । हम लोग नहीं समझ पाए कि उनकी शुद्धि 
और भशूद्धि की क्या परिभाषा थी ? हमने देखा मूर्ति को अपने कधों 
पर उठाकर ले जाने वाले वे कहार जहा भी जाते तालाव पर जांकर 
मछलिया पकडते और खाते थे । पर वे अशुद्ध नही थे । केवल हम ही 
अशुद्ध थे। हमे बडी भूंकलाहट हुई आराखिर यह शुद्धि और अशुद्धि 
चया है ? 


आचार्यश्री ने स्पृश्यास्पुश्य की भावना को स्पष्ट करते हुए कहा-- 
यह स्वथा अनुचित है । भगवान्‌ तो सभी के होते हैं । वे किसी मे भेद- 
भाव नही रखते। तब कोई उनको छू सके और कोई न छू सके यह भेद- 
रेखा सगत कैसे हो सकती है ? छुआ्नाछत की इस भावना ने भारत का 
बडा अनिष्ट किया है। सचमुच यह धर्म के ठेकेदारों की मनमानी है । पर 
इसके साथ-साथ भक्‍त लोगो मे भी एक कमी रही है। वे ऐसे साधुओं 
को मानते ही क्यो हैं जो मानव-मानव मे एक भेद-रेखा खीचते हैं ? मैं तो 
स्पष्ट कहता हू यदि भक्त लोग ऐसे साधुओं का सम्मान करना छोड दें 
तो वे भी स्वय सीधे मार्य पर झा जाए। यद्यपि हम लोग मृत्ति-पुजा मे 
विश्वास नही करते, पर कोई व्यक्ति अस्पृश्य है यह हम नही मानते । 
कोई भी व्यक्ति हमे छू सकता है । इसीलिए हमने अणुक्नत भे एक व्रत 


छ्घ 


रखा है--मैं किसी को अस्पृद्य नही मानूगा । सरदारजी ने आचाय॑ श्री 
से मिलकर बडी खुशी प्रकट की । 


श्रहिसा श्रोर देदा-रक्षा 

उनके साथ जगदीश नाम के एक युवक भाई भी थे। स्थानीय राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक सध के वें प्रमुख कार्यकर्ता थे। कहने लगे--आ्राचार्यजी ! 
अगुब्रत की दृष्टि के अनुसार इस समय जबकि चीन भारत के सिर पर 
बन्दूक लेकर भ्रा खडा है किसी को नही मारने की प्रतिज्ञा कर ली जाए 
तो देश का काम कैसे चलेगा ? 


आचाय॑ श्री--अशुन्रत्त के श्रत की भाषा है “चलते-फिरते निरपराध 
प्राणी की सकल्पपूर्वक हत्या नही करूगा ।” इसमे निरपराध शब्द एक 
ऐसा है जो देश रक्षार्थ किए जाने वाले प्रतिरोध मे बाधक नही बनता । 
अगुत़्त का यह आशय नहीं है कि देश की सुरक्षा भी न की जाए। 
उसका आशय तो यह है कि साम्राज्य-वृद्धि की भावना से किसी भी देदा 
पर आक्रयण न किया जाए । श्रत आ्राज या किसी भी स्थिति में देश या 
व्यक्ति के लिए श्रणुत्रत अव्यवहाय नही है। 


श्राहार के परचात्‌ पी० डब्ल्यू० डी० के इजीनियर ने काफी देर तक 
अशुक्नत-आन्दोलन तथा जैन धर्म के बारे मे जानकारी प्राप्त की । 


१४-९-६० 


शाम को भ्राज बेवर जूनियर हाईस्कूल मे ठहरे थे। यात्री लोग 
सामने वृक्षो के नीचे ठहरे थे । १५-२० मील का विहार करके झ्ाए थे, 
अत थकना तो स्वाभाविक ही था। पर लोगो की भीड इतनी थी कि 
बाहर आ्ने-जाने मे भी बडी कठिनाई हो रही थी | किसी तरह से लोगों 
को समभा-बुझाकर आहार के लिए स्थान का एकान्त किया। बच्चे 
काफी संख्या में थे। श्रत आ्राचार्यश्री ने उन्हें चित्र दिखाकर नीति के 
प्रति आस्थावान्‌ बनाने का प्रयत्न किया। ऐसे श्रवसरो पर मनुष्य मे 
सुसस्कारो का एक अकुर पैदा होता है। यदि वह आने वाले श्राधातो 
तथा हिमपातों से बचता रहे तो निश्चय ही एक झरहान्‌ वृक्ष के समान 
पुष्पित व फलित हो सकता है! 


प्रार्थना हुई, दो मिनट का भौन ध्यान हुआ और आचाय॑ श्री ने 
साधुओं से कहा--- साधु काफी थक गए होगे। दिन भर चलते हैं। 
अत आराम करना चाहे तो कर सकते हैं । 


हम लोग तो श्राराम करने के लिए स्वतन्त्र थे पर आचायंश्री 
को अभी निवृत्ति कहा थी ? प्रवचन हुआ । प्रवचन मे करोडीमलजी 
गुप्ता ने जो पिछली बार विशिष्ट अखुक्नती बने थे, अपने विचार 
व्ययत करते हुए कहा--श्रभी तक मैंने पूर्ण वफादारी से श्रपने 
नियमों का पालन किया है तथा आगे भी करता रहुगा। श्री 
इयामप्रसाद वर्मा ते भी इस अवसर पर अपने कुछ विचार प्रकट किए । 


च्र्० 


उन्होने बताया जब पिछली बार आचाये श्री यहा भ्राए थे उसके बाद से 

हम लोगो मे अपने ब्रतो के प्रति सतत जागरूकता रही है । यह कहना सही 
नही है कि लोग एक बार त्रत ले लेते हैं औ्रौर फिर उनका पालन नहीं 
करते । यद्यपि कुछ लोगो में शिथिलता आजानी भी सभव है पर फिर 
भी काफी लोग अपने ब्तो का अ्रच्छी तरह से पालन करते हैं। 


१४-१-६० 


कीचड तो ज्लाज भी था। पर ठहरने का स्थान अच्छा था। श्री 
जातकीशरण डोडा के मकान मे झ्राचार्यश्री ठहरे थे और पास वाली 
धर्मशाला मे हम लोग ठहरे थे । डोडा स्वयं अ्रणुत्रती हैं मौर यहा अणुत्रत- 
भावना के प्रसार मे भी अच्छा सहयोग दे रहे है। उन्ही के झ्रायास से 
मध्यान्ह में स्कूल के विशाल प्रागश मे एक महती सभा में झाचायंश्री 
से प्रवचन किया । सभी छात्रों ने संकल्प किया कि वे विद्यार्थी-वर्ग के 
अणुब्रतों का पालन करेंगे। नागरिकों ले भी अ्रनेकविध-सकत्पो से 
झणुक्त के नियमों पर चलने का निश्चय किया | पिछली बार जब 
आचायंश्री यहा से झ्राए थे तो स्थान-स्थान पर अशणुश्नत समितियों 
की स्थापना हुईं थी। उसमे से भव भी अनेक समितिया सक्रिय हैं। 
प्राचायश्री तथा साधुप्रो की अ्रतुपस्थिति भे भी स्थानीय कार्यकर्ता 
ययासाध्य अच्छा कार्य कर रहे है । 

रात का विश्राम-स्थल सुलतानगज के वी० डी० श्रो० के क्वाद॑र्स 
थे। शाम को सारा कार्य-निपटाने मे थोडा-वहुत विलम्ब हो ही जाता 
है। अत वन्दना का शब्द सकेत हो जाने के बाद भी सभी साधु एकत्र 
नहीं हो सके थे । दृढा सूर्य थक्र कर अस्त हो चुका था। उसके वियोग 
में दिशाएं विधवा वनिताओं की भाति इष्णुदुकूल पहन कर अपता 
शोक-प्रदर्शन कर रही थी। प्रतीची अब भी स्त्री-सुलस रग-विरमी 
आकर्षक पोशाक पहने हुए थी । शायद वह चद्ध के आगमन की प्रतीक्षा 
में थी। भ्रत अधकार का वोध नही हो रहा था । पर सूर्य इस पृथ्वी-तल 
से जा चुका था यह स्पष्ट हो था। साधु लोगो को भरी तक उपस्थित 


प्र्रे 


होते नही देखकर एक साधु ने दुवारा शब्द-सकेत करना चाहा । पर आाचाये 
श्री ने कहा---यह अ्नवस्था अच्छी नही है। भ्रतः वे भी चुप रह गए । इतने 
में तो हम लोग भी पहुच गए। आचार्य श्री के मुख-मुकुर पर उनकी 
श्रात्मा का जो प्रतिबिम्ब था, उसे देखकर अ्रनेक आशकाए खड़ी हो 
गई । कुछ निवेदन करें इससे पहले ही आचार्यश्री ने उपालम्भ दे 
दिया । क्यों छाब्द नही सुना था क्या ? शब्द सुनकर भी दूसरे कार्यो में 
लगे रहते हो तो फिर उसकी प्रामारणिकता का क्या आधार रह जाता 
हैं ? आज एक बार शब्द कर देने पर दूसरी वार और सकेत करने की 
आवश्यकता रह जाती है, तो कल फिर तीसरी वार की भी श्रपेक्षा क्यों 
नही होगी ? जो कायें जिस नियत समय पर करना चाहिए उसमे 
विलम्ब नहीं होना चाहिए। बस श्राचार्य श्री का इतना उपालम्भ तो 
काफी था। अव जल्दी से हमारी शोर से ऐसा प्रमाद नहीं होगा, ऐसा 
विश्वास है। प्रमाद हो जाना कोई बडी बात नही है । वह सकारण भी 
हो सकता है । पर एक नेता उसे कैसे क्षम्य कर सकता है ? 

प्रतिकमण के वाद मिश्रजी श्रा गए। उनसे अखुचव्रत्त के प्रसार के 
बारे मे काफी लम्बी चर्चा चली । मिश्रजी का सुझाव था कि हमे अपने 
कार्य क्षेत्र का विभाजन कर देना चाहिए | जितना भी क्षेत्र हम लेना 
चाहे उसे आराठ-दस या इससे कम अधिक विभागों मे बाठ कर एक-एक 
साधु-दल को तथा कुछ गृहस्थ कार्यकर्ताओं को भ्लग-अलग उत्तर- 
दायित्व देकर उनमे बैठा देना चाहिए । क्योकि एक बार श्राचार्यत्री 
यथा साधु-साध्वी वर्ग जिस क्षेत्र में काम करता हैं वहा पर फिर उचित 
देख-रेख या मार्ग-द्शन नही रहे तो किया हुआ कार्य पुत॒ विस्मृत हो जाता 
है। भ्रत. जो भी कारये-क्षेत्र हम चुने वहा पर सातत्य रहना 
चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार उधर गए और 
फिर लम्बे समय के लिए उसे भूल ही गए। अच्छा तो यह हो कि जो 
दल जिस क्षेत्र मे कार्य करता है उसे पाच-चार वर्षो तक वही रहने 


परे 


दिया जाएं। यदि बार-वार परिवर्तन होता रहे तो उससे बहुत सारा 
समय तो परिचय बढाने मे ही लग जाता है। इससे कार्य की गति नहीं 
बढ पात्ती । एक वर्ष में एक दल ने जितना परिचय किया उत्तना समय 
दूसरे दल को पुनः परिचय वढाने मे लग जाता है। जो क्षेत्र कार्य के 
लिए चुने जाए वहा एक-एक साधु-दल का रहना अत्यन्त आ्रावश्यक है ॥ 
वयोकि हमारा आन्दोलन सयम का आन्दोलन है । सयम की वात सहज- 
तया तो गले उतरनी हो कठिन है । बिना सयमी साधुझ्रो के तो वह 
श्र भी कठिन है। गृहस्थ कार्यकर्ताओं का सहयोग भी आवश्यक है। 
पर उससे पहले कि वे कार्यभार सभालें उन्हें प्रशिक्षित करना श्रत्यन्त 
श्रावश्यक है। प्रत्येक क्षेत्र मे एक-एक, दो-दो ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता होने 
चाहिए जो आत्म-निर्मर हो। उनका थोडा-बहुत सहयोग किया जा 
सकता है। पर प्रमुख रूप से उन्हे अपना निर्वाह अपने आप ही करना 
चाहिए। इस प्रकार से यदि हम व्यवस्थित रूप से कार्य करेंगे तो श्राशा 
है वह वेग पकड लेगा । अणुत्रत समय की माग है । उसका प्रचार भत्यन्त 
आवदब्यक है । श्राचायंश्री ने इन सारे विपयो पर विचार कर कोई 
निद्िचत कार्यक्रम बनाने की भावना प्रकट की । 


१६-१-६० 


प्राची मे सूर्य ने अपना अस्तित्व व्यक्त किया तो ऐसा लगा मानो चिर- 
विरहिणी पूर्व-दिशा ने प्रिय आगमन पर अपने शीश पर सौभाग्य-विन्दु लगाया 
है। हम मानो उस शुभ-शकुन की प्रतीक्षा मे खडे हो | अ्रत सूर्योदय होते 
ही श्रागे के लिए चल पडें। मौसम प्राय साफ था । वायुमडल स्वच्छ 
था। तरुगण पर्याप्त प्राण-वायु वितरित कर रहे थे। सूर्य की शुश्र 
रध्मिया प्राण तत्त्व विखेर रही थी। सारे शरीर मे एक प्रकार की 
तरलता छा रही थी । हम मानो हवा मे तैरते हुए त्वरित गति से लक्ष्य 
की श्रोर बढे चले जा रहे थे। चलने का आनन्द भी इसी ऋतु में है । 
प्रारम्भ मे थोडी सर्दी लग सकती है पर थोडा-सा चल लेने के बाद स्वत्त. 
शरीर मे गर्मी हो जाती है भौर श्रपने आप पैर भागे बढते जाते है । 


सायकाल कगरोल पहुचे तो बहुत सारे लोग स्वागत के लिए सामने 
आए। स्थान पर आने के बाद (एक भाई आचारयत्री के पर दबाने 
लगे। आचायंश्री ने कहा--भाई | हम लोग किसी गृहस्थ से शारी- 
रिक सेवा नही लेते । तो वे कहने लगे--आचार्यजी श्राप तो किसी से 
सेवा नही लेते पर हमारे लिए ये पवित्र चरण कहा पडे है ? थोडा तो 
हमे भी लाभ उठाने दीजिए । इतनी दूर चलने से आपके सुकोमल चरण 
थक गए होगे । हम लोगो को यह सौभाग्य फिर कब मिलेगा ? उन्हें 
समझाने मे वडी कठिनाई हुईं। सचमुच भवित तक की पकड मे नहीं 
आ सकती । 

ठहरने के लिए प्राय. विद्यालय ही मिलते है। इससे दोनो ओर 


प्र 


लाभ है। हमे स्थान मिन्न जाता है झौर विद्याथियों को स्वत ही देश 
के भहान्‌ सत के सम्पर्क तथा सदुपदेश का अवसर मिल जाता है। आज 
भी कुरावली मे नार्मल स्कूल में ही हरे थे । वहा पचास के करीब भावी 
अध्यापकों ने आचाय॑ श्री के प्रवचन से लाभ उठाकर अनेकविध प्रतिज्ञाएं 
की। रात्रि मे साधक अवत्तानरसिहजी से अनेकान्तवाद, स्याद्वाद प्रा्दि 
दार्गनिक तत्त्वो पर चर्चा हुई। उनकी पुत्री केशर बहन भी यहां 
अध्यापन कराती है। उसने भी अुद्गत के सम्बन्ध भे अनेक प्रश्त पूछे । 
केशर बहन एक शिक्षित बहन है । तथा उसका आजीवन ब्रह्मचर्य पालन 
करने का सकत्प है । उसने बुद्ध के सारे नियम देखकर उतका पालन 
करने का संकल्प किया । 


2७-१-६० 

रात्रि के पिछले प्रहर में जब हम गुरू वन्दन के लिए पहुचे तो 
आचार्यश्री पूछने लगे--स्वाध्याय किया था ? 

हम--हा पातजल योग दर्शन का स्वाघध्याय भी किया था और 
अुनिश्री नयमलजी के पास वाचन भी किया था। 

आचार्येश्री--सबको याद है ? 

हम--हा, हम पाच सहपाठियो मे प्रायः सभी को याद है ? 

आाचार्यश्री--आजकल स्थान की सुविधा नही रहती है श्रन्यथा मैं 
अपने पास उसका अध्ययन करवाता । हमारे लिए इससे वढकर सौभाग्य 
की क्या वात हो सकती थी कि हम आचायंश्री के पास श्रध्ययन करें। 
इस कल्पना ने ही हमारे मन में अ्रध्ययन के प्रति एक नई प्रेरणा भर दी । 

यहा से विहार कर अगले गाव जा रहे थे तो वीच मे मलावन नाम 
का एक गाँव पडता था । पिछली वार जब हम यहा ठहरे थे तो यहाँ 
एक श्रणुव्रत समिति का गठन भी हुआ था। आज भी सयोजक महोदय 
ने जो यहाँ की माध्यमिक स्कूल के प्राध्यापक भी है बहुत आग्रह किया, 
कुछ देर तो श्रापको यहा रुकना ही पड़ेगा | उनके आग्रह पर श्राचार्श्री 
ने छात्रो को कुछ सवोध दिया, तदनन्तर आभार प्रदर्शन करते हुए प्राधा- 
धाध्यापक कहने लगे--मैंने वार-बार अरुन्नत के नियमो को पढा है भौर 
जितनी वार मैं उन्हे देखता हु विचार आता है--अशुक्नत क्या है-- 
भवुष्य का एक मान-दण्ड है । जो व्यक्ति इन सारे नियमो को ग्रहण कर 
लेता है वह वास्तविक मानव है। जो आधे नियमों को ग्रहण करता है 


घ्छ 


बह अ्रधूरा मानव है। जो चौथाई नियमो को भ्रहए करता है वह चौथाई 
मानव है। जो इन्हे ग्रहण नहीं करता वह तो मानव क्या दानव ही है। 
अ्रत अणुत्तत वास्तव मे मनुष्य को मापने का एक यन्त्र है। आाचाय॑श्री ने 
इसका प्रचार कर देश का बडा भारी भला किया है। भले ही इन स्वरों 
मे श्रद्धा की सान्द्रता हो, पर वह तथ्य से विमुख नहीं है। सायकाल हम 
लोग एटा पहुँच गये। वहा पडित मनोहरलालजी से जैन एकता के 
बारे मे लम्बी चर्चा चली । 


१६९-१-६० 


शाम को सिकन्दराराऊ से विहार कर नानऊ नहर कोठी भरा रहे थे 
तो स्थान-स्थान पर इतने ग्रामीर वर्शनार्थ खड़े थे कि श्राचार्यश्री को 
दुसो जगह ठहरना पडा । अत में समय थोडा रहा था । कुछ स्थानों पर 
तो आचायंश्री रुक ही नही सके । मार्ग मे एक स्थान पर प्रभुदयालजी 
डाबडीवाल ने दक्ष किये। वे अभी राजस्थान 'से भ्रा रहे थे। 
शाचाय गौरीशकरजी भी साथ मे थे। उन्होने निवेदन किया--मत्री 
मुनिश्री मगतनलालजी का स्वास्थ्य बहुत ही मिर गया है। आशा नही की 
जा सकती कि वे इस बार जीवन और मृत्यु के सघर्ष मे विजयी बन सके। 
श्राचार्यश्री ने कहा--मृत्यु ने श्रनेक बार उनके दरवाज़े खटखटाये है पर 
वे संदा उसे टालते रहे है। पर फिर भी उसका भरोसा तो नहीं ही किया 
जा सकता | एक क्षण मे वह चैतन्य को मिट्टी की ढेरी बना देती है । 
हमने तो उनसे मिलने के लिए बहुत प्रयत्न किया है । इतने लम्बे-लम्बे 
विहार किये है । पर होगा तो वही जो विधि को मान्य है । 


प्रतिक्रमण के बाद दूर-दूर से बहुत सारे ग्रामीण एकत्र हो गये थे । 
सर्दी भी कडाके की पड रही थी। पास मे ही वहने वाली नहरो ने वाता- 
वरण को और भी शीतल बना दिया था। ग्रामीण वेचारे फटे-हुए तथा 
भसलिन कपडो से शीत से श्रपनी रक्षा करने का असफल प्रयत्न कर रहे 
थे। एक तरफ उनकी उस दयनीय दशा का चित्र था तो दूसरी तरफ 
उनकी उत्कट भक्ति छत्तछला रही थी। अ्रत. मुनिश्री चम्पालॉलजी ने 
तिवेदन किया--आज प्रवचन प्रार्थना से पहले ही हो जाय तो श्रच्छा 


प8 


रहे | लोग दूर-दूर से आ रहे है। आचार्यश्री को भी यह सुझाव अच्छा 
लगा । अत प्रार्थना से पहले ही प्रवचन हो गया । 


प्रवचन के वाद प्रार्थना प्रारम्भ हुई । करीब आधी प्रार्थना हुई होगी 
' कि अन्दनमलजी कठौतिया झाये और आचार्यश्री के कान मे कुछ कहकर 
बैठ गये । एक साथ आचायंश्री ने उच्च स्वर से प्रार्थना करनी प्रारम्भ 
कर दी। प्रार्थना समाप्त होने पर आचार्यश्री ने एक गहरा निवास 
छोड़ते हुए कहा--अभी चन्दनमलजी ने सूचना दी है कि दिल्ली से टेली- 
फोन मे मत्री मुनि के देहावसान का समाचार प्राप्त हुआ हैं । सुनकर 
दिल को एक गहरा धक्का लगा। ऐसा धक्का कि जैसा कालूगणी के 
स्वगंवास पर लगा था । इसीलिए यह सुनते ही मैंने प्रार्थना जोर-जोरु 
से गानी प्रारम्भ कर दी । आत्मा नही चाहती कि इस समाचार को सत्य 
भान लिया जाय । मत्री मुनि हमारे वीच मे नही रहे हैं यह कल्पना ही 
सूनी-सी लगती है | पर जो कुछ हो गया सो तो हो ही गया | अत आज 
के ध्यान को हमे उनकी स्मृति मे ही परिणत कर देना चाहिए। सभी: 
ते चार 'लोगस्स” का ध्यान किया । 


ध्यान के बाद आचायंश्री ने दिवगत आत्मा के प्रति जो भाव व्यक्त 

किये वे बडे ही मामिक थे । यद्यपि रात्रि के कारण वे शब्दश तो नही 
लिखे जा सके पर स्मृति मे जो कुछ रहा वह यह था--मन्नी मुनि सच- 
भुच शासन के स्तम्भ थे। उनके भुण अवरणंनीय थे। उनके देहावसान 
से जो स्थान रिक्त हुआ है वह पुन भरना वडा कठिन है। उन्होने मुझे 
आचार्य-पद की प्रारम्भिक अवस्था मे जो सहयोग दिया, उसे कभी भुलाया 

: नही जा सकता । मे जानता हु उन्होने सतो मे तथा श्रावको मे मेरे प्रति 
किस प्रकार श्रद्धा भरी है । उनका घैये अतुलनीय था। बात को पचाने 
की उनकी क्षमता तो सचमुच भ्रकल्पनीय थी । जो वात नही कहने की 
होती वह हजार प्रयत्नो के बाद भी कोई उनसे नही सुन सकता था। 


ह० 


आाचार्यों को भी वे उतनी ही बात कहते जितनी उपयुक्त होती । उनके 
शब्द थोडे होते थे तथा भाव ग्रम्भीर होता था । विनय की तो मानो वें 
साक्षात्‌ मूति ही थे। उनके अनुभव, प्रौढ तथा मार्ग-दर्शक होते थे । 
सचमुच उन्होने शासन की बडी सेवा की है । 
रह-रह कर आचार्यश्री की स्मृतिया जागृत हो रही थी और एक 
अपार वेदना शब्दों द्वारा बाहर निकलना चाहती थी ! अत मे आचायंश्री 
ने सभी साधुओं को सम्बोधित कर कहा--'मैं तुमसे उनके गुणों की क्या 
कह ? उनके गुण अगण्य थे। कोई भी साधु उन सारे गुणों को धार सके 
तो मुभे बडी खुशी होगी। पर यदि कोई एक नही धार सके तो सघ के 
-सभी साधु मिलकर उनकी रिक्‍्तता की पूर्ति करें ।” 
वातावरण मे एक अजीब खामोशी थी। प्रहर रात्रि के बाद भी 
किसी की उठने की इच्छा नहीं हो रही थी। पर अब हो क्या सकता था ? 
मृत्यु को कौन रोक सकता है ? वह आती है और एक न एक दिन सभी 
को अपने अक में समेट कर ले जाती है । बहुत्त देर तक उनकी स्मृत्ियों 
का ताता लगा रहा । वह तभी रुका जब नींद ने आकर घेरा डाला । 


२००१-६० 


अलीगढ मे आचारयंत्री के स्वागत की जोर-शोर से तैयारियाँ हो रही 
थी। सभी वर्ग के लोगो में एक नवोल्लास व्याप्त हो रहा था। कुछ 
लोग पैदल चलकर दो-तीन मील तक स्वागत करने के लिए सामने आये 
थे। शहर मे आति-आते जुलूस काफी वड़ा हो गया । ज्योही हमने राम- 
लीला भवन मे पैर रखा दिगू-दिगन्त जयघोषों से मुखरित हो उठा। 
श्राचायंश्री ने अ्रपता झ्रासन ग्रह किया ; कि इतने मे एक ऐसी अप्रत्या- 
शित घटना हुई कि सभा में सन्‍्ताठा छा गया। बाबू रामलालजी जो 
भ्रभी तक आचायंश्री के साथ चल रहे थे अचानक पडाल में गिर पड़े। 
गिरते ही उनकी हृदय-गति रुक गई । उनका पुन्र जो स्वयं डाक्टर था, 
श्राया उन्हे इजेक्शन भी दिया । पर उनका चैतन्य किसी दूसरे शरीर को 
धारण कर चुका था। अत- उनकी चिर-निद्रा को जग्राने के सारे प्रयत्न 
विफल गये। स्वागत मे श्राये हुए लोगो को श्व-यात्रा मे जाना था। अतः 
स्वागत का कार्यक्रम रात्रि के लिए स्थगित कर दिया गया। केवल अचायश्री 
ने मन्द-मन्द स्वर मे “मोहे स्वाम सभारो” गीतिका गाई तथा जीवन 
की अचिरता पर प्रकाश डालते हुए कहा--ऐसी मृत्यु मैंने अपने जीवन 
में कभी नही देखी, वावू रामलालजी सचमुच एक पवित्र व्यक्ति थे । इसी- 
लिए अ्तिम सांस तक उनका मन ही नहीं बल्कि तन भी सतो के चरणों 
में रमा हुआ था। जो उनकी सदूगति का स्पष्ठ सकेत है । सचमुच अनेक 
लोगो को उनकी इस चिर-निद्रा से स्पर्धा हो सकती है। 

वावू रामलालजी अलीगढ़ के प्रमुख जन-सेवियो मे से एक थे । चैसे 
सगर में घनवान्‌ तो उनसे और भी वहुत अधिक हो सकते थे । पर सेवा- 


हर 


भाव से जो प्रतिष्ठा उन्होने श्रजित की थी वह बहुत ही कम लोगों को 
मिली थी। वे स्थानीय अणुव्॒त-समिति के एक प्रमुख सदस्य थे। श्राज 
के आयोजन को सफल बनाने के लिए उन्होने अथक परिश्रम किया था। 
श्राज आचार्यश्री को श्रपने बीच पाकर वे फूले नही समा रहे थे। सभवतः 
इसी हर्षातिरेक से उनकी हृदयगति रुक गई थी। जीवन का यह क्षणु- 
भगुर पात्र कितना विचित्र है कि भ्रतिरिक्त सुख और दु ख न स्वय ही 
उसमे से बाहर छलक पड़ते है श्रपितु उसे भी विनष्ट कर देते है । 


मध्याक्ल मे मत्री मुनिश्री मगनलालजी के स्वर्गारोहए के उपलक्ष 
में आ्राचार्यश्री की अध्यक्षता मे स्मृति-सभा का समायोजन किया गया। 
तेरापथ के इतिहास की यह एक विरल घटना थी जो सभवत श्रपने ढग 
की प्रथम ही थी। किसी भी साधु के स्वरगंगमन को लेकर आचार्यश्री ने 
स्मृति-सभा की समायोजना की हो ऐसा झवसर श्रभी तक नही झाया 
था। पर भन्नी मुनि की ग्रुणाढ्यता ने आचार्यश्री के मन मे इतना स्थान 
प्राप्त कर लिया था कि उसका यह तो एक बहुत ही अल्प-प्राण परिचय 
था। आज के युग मे शोक-सभाग्ो का प्रचलत साधारण हो गया है । 
पर भ्राचायश्री मृत्यु की शोक के रूप मे नहीं देखना चाहते ) वह तो 
जीवन की एक भ्रनिवाय शर्तें है। जिसे हर किसी को पूरा करना ही 
पडता है । भरत उसके लिए शोक क्यो किया जाय ? मनुष्य अपने जीवन 
के साथ मृत्यु का सौदा करके आता है। सौदा समाप्त हो जाने के बाद 
सभी को यहा से जाना ही पडता है। फिर साधुओं के लिए तो शोक 
का कोई प्रइन ही नहीं उठता | उनके लिए तो समाधि-मरण एक महोत्सव 
है । तब उसके लिए शोक कसा ” हा उनके गुणो की स्मृति अवश्य प्रेरक 
बन सकती है। इसीलिए झाचाय॑श्री शोक-सभा को स्मृति-सभा कहना अधिक 
उपयुक्त समभते है । 


मुनिश्री चम्पालालजी, मुनिश्वी नथमलजी, मुनिश्री नगराजजी 


€र३्‌ 


आदि साधुओ ने मन्नी मुनि की यशोगाथा गाते हुए अ्रपने पर किये गए 
उपकारो का सविस्तार वरणंव किया। भुनिश्री नगराजजी ने उनकी 
अ्मेय-मेघा की सराहना करते हुए कहा--मुभे भ्रपने जीवन मे अ्रनेक न्‍्याय- 
विदो से मिलने का अवसर मिला है। पर मैंने मन्नी मुनि मे जिस न्‍्याय- 
विशदता के दशन किये वह सचमुच विलक्षण थी । उनका यह गुण मेरे 
मन पर छाप छोड जाने वाले वहुत-थोडें से व्यक्तियों मे से उन्हे भी एक 
प्रमुख पद प्राप्त करवा देता है । सचमुच तेरापथ सघ के वे एक ऐसे छत्न 
थे जिसकी छाया मे प्रत्येक सदस्य ने यथावश्यक विश्राम किया है | 
आचार्य श्री ने उन्हे अपनी श्रद्धाजलि समपित करते हुए कहा-- 
यद्यपि अन्तिम क्षणों मे मैं उनके पास नहीं रह सका। पर मुझे 
उनकी झोर से कोई श्रतृष्ति नही है। मुझे उनके लिए जो कुछ करना 
था वह जी भर कर किया तथा जो कुछ लेना था वह जी भर कर लिया। 
अब मुझे कोई श्रभाव नही खलता है । वे भी समचत अपने श्राप मे पूर्ण 
काम थे । वैसे आचार्य-दर्शन की उत्कण्ठा तो सभी मे रहना स्वाभाविक 
ही है। पर ऐसी कोई कामना सभवत उनमे नही रही थी जिसे पूर्ण करने 
के लिए मुझे उनसे मिलना आवश्यक रहा हो। उन्होने इन वर्षों में दारुण- 
वेदना सही थी । पर मैं कह सकता हु कि उनकी जैसी सेवा-व्यवस्था सर्वे 
सुलभ नहीं है । वे एक सौभागी पुरुष थे। जिस सौभाग्य से उन्होने 
शासन से सम्बन्ध किया था उसी सौभाग्य से उन्होने मृत्यु का आलिगन 
किया है। उन जैसी स्मृति तो बहुत ही कम लोगो को प्राप्त हुई थी । 
उन्होंने शासन की श्रीवृद्धि के लिए जो अ्थक-आयास किए हैं वे युग- 
युग तक तेरापथ के इतिहास मे अमर रहेगे। अनेक लोग उनके स्फूरति- 
शील जीवन से प्रेरणा लेकर अपने आपको कतार्थ करेंगे । उनमे व्यक्ति- 
गत इच्छा तो जैसे नहीं के वरावर थी। शासन से ऐसा तादात्म्य बहुत 
कम लोगो में ही पाया जा सकता है। गुरु की दृष्टि के वे हमेशा सन्मुख 
रहे हैं। उन्हे कुछ कहना तो दूर रहा श्रगर यह झ्राभास भी हो जाता 


8४ 


कि श्राचाय की ऐसी दृष्टि है तो प्राश-परण से उसे पूर्ण करने के लिए 
जुट पड़ते । वे अनेक ऋकावातों मे शासन के सफल सेवक रहे हैं । मुझे 
शासन के ऐसे विशिप्ट सदस्य पर गये है। पर भ्राज तो केवल उनकी 
स्मृति ही शेष है। शभ्रत मे आचार्यश्री ने उनकी स्मृति मे कुछ दोहे कहे-- 
वयोवृद्ध शासन सुखद, मंन्ती सगतन महान । 
माह चदि छठ मंगल दिवस, कर्‌यो स्वर्ग प्रत्थान॥!१॥ 
श्रवृभूत श्रतुल मनोवली, गरा में स्तम्भ सधीर । 
वृढ़प्रतिज्ष सुल्थिर मति, आज बिलायो बोर ॥२॥ 
उदाहररा गुरु भवित को, दिल को बड़ो बजीर । 
सागर सो गंभीर वो, श्राज विलायो बौर ॥३9॥ 
बिनयी ब्षिज् व्शाल मय, सतरो द्रौपदी चीर। 
सफल सुफल जीवन सगन, झाज बिलायो वीर ॥४॥ 
नावऊ कोठी नहर में, सांझ प्रार्थना सोन। 
पुण सबित्र सारा रह्मा, उदासीन आसीन ॥५॥ 
रिक्त स्थान मुनि मगन रो, भरो संघ के सत । 
संगत-प्रगन पथ अ्रतुसरों, करो भत्तों सतिबंत ॥६॥ 
'सुत्र' अब कर प्रनशन सुखे, श्राज फली तुम श्राश । 
हाथो में थारे हुयो, बाबा रो स्वगंवास ॥७॥ 
कुछ अन्य साधुओ ने भी मत्री मुनि के प्रति भाव भरी श्रद्धांजलियां 
समपित की । यद्यपि मन्नी मुनि इन वर्षों में काफी अवस्थ रहे थे | उन्हे 
देखते ही मावस-सरोवर में एक प्रकार की करुण लहरें तरग्रित हो उठती ' 
थी । पर उनका निधन उससे भी अधिक हृदय-विदारक था। सबके मुह 
पर जैसे एक उदासी छा गई थी । 


स्मृति-सभा के अत में हासी निवासी भाइयों ने हांसी मे मर्यादा- 


श्र 


महोत्सव करवाने की जोरदार प्रार्थना की । जिसे आचार्येश्री ने स्वीकार 
कर लिया । पिछले कुछ दिनो से भत्री मुनि की श्रस्वस्थता के समाचार 
भरा रहे थे। अत विचार हो गया था कि द्यायद महोत्सव तक आचार्य 
श्री सरदारशहर पहुच जाए । पर अब यह कारण सर्वथा निरस्त हो चुका 
था। मत्री मुनि स्वय ही नही रहे तो उन्हे दर्शन देने का प्रइन ही नही 
उठता । मुनिश्री सुललालजी का अनशन जरूर श्राकर्षण का केन्द्र था। 
पर भ्राचार्यश्री का विद्वास था कि मुनिश्री सुखलालजी विना दशेन 
स्वगंगमन नही करेंगे। भ्रतः गति मे पूर्ववत्‌ वेग नही रहा । हासी महोत्सव 
की घोषणा ने उसे भर भी पुष्ठ कर दिया । 

रात्री मे आचायंश्री के स्वागत का कार्यक्रम रखा गया था। सर्दी 
काफी थी फिर भी काफी लोग आए थे । सबसे पहले श्री स्वामी विवेका-- 
तन्‍्द जी ने स्वागत-भाषण किया । तदनन्तर रामगोपालजी “आजाद” 
ते अभिननन्‍दन-पत्र पढा | 


-११-१-६० 


प्रात काल विहार से पहले आचार्य श्री स्वर्गीय बाबू रामलालजी 
क्के घर उनकी पत्नी को दर्शन देने के लिए पधारे। आचार्य श्री ने उन्हे 
इस असमय-वज्ञपात से सभलने की प्रेरणा दी। जिससे उन्हें बहुत 
सात्वना मिली । 


विहार के समय यहाँ के अनेक कार्यकर्ता बहुत दूर तक पहुचाने 
झ्राए और भविष्य मे श्रस॒ुत्गत भावना को यहाँ के वातावरण में सजीव 
रखने का सकल्प व्यक्त किया । 


मत्री मुनि के स्वर्गंगमन के सबादों से वातावरण आादं हो रहा है। 

एक तार सरदारशहर से श्री जयचन्दलालजी दफ्तरी का आया । उन्होने 

“लिखा था--मत्री मुनि के निधन पर सारा तेरापथी समाज शोकातुर है। 

यहां के सारे बाजार तथा गवर्नमेट आफिस बन्द रहे । शव-यात्रा मे लग- 

भग २५-३० हजार शझ्रादमी थे। वाहर से बहुत लोग आए । जैन 

और जंनेतरों ने समान रूप से शवनयात्रा मे भाग लेकर मन्नी मुनि के 
प्रति जनसाधारण की श्रद्धा को अभिव्यक्त किया । 


एक सवाद सुजानगढ निवासी शुभकरणणजी दस्सानी का आया | 
उन्होने लिखा था कि---इस अवसर पर मत्री मुनि के अचानक निधन 
का समाचार पाकर मुझे खेद हुआ । निश्चय ही उनके निधन से समाज 
मे एक ऐसी रिक्‍्तता हुई हैं जो निकट भविद्य में पाटी नही जा सकती । 
“उनके निधन से श्राचारय प्रवर ने एक महान्‌ परामशंदाता ही नहीं खोया 
-अ्पितु एक ऐसा व्यक्ति खो दिया है जो उनके जीवन की भाग्यश्री तथा 


६७ 


दूसरी भुजा थी। तेरापथ जगत्‌ इस महान्‌ व्यक्ति का सदा ऋशी 
रहेगा। वे भ्र्ध॑ शताब्दी तक इस धर्म-सघ की रीति-नीति को अक्षुण्ण 
रखते हुए दूसरो में गुरू के प्रति श्रद्धा और प्रामाणिक बने रहने 
की भावना भरते रहे है । बुद्धि का उत्कप, दीधे-दुष्टि और दृढ-सकल्प; 
ये उनके अनन्य भुण थे । जिनकी तुलना कर सकने भे दूसरे बहुत अशों 
तक असमर्थ रहेगे। वे श्रामण्य के मूतरूप थे। उनके निधन से निदचय 
ही एक ऐसे महान्‌ व्यक्ति का निधन हो गया है, जिसका सारा जीवन 
ही एक आदर्श की आाराधता में लगा था। सचमुच उनकी जीवन- 
गाथाए तेरापथ के इतिहास के पृष्ठो मे स्वर्शिम रेखाए होगी। भ्राचार्यवर 
क्रो वन्दन । 

झ्राज गाव में दिन भर आचार्यश्री के चारो श्रोर मेला-सा वना 
रहा। कई बार प्रवचन-सा हो गया। फिर भी कुछ लोग तो विहार- 
देला तक श्रात्ते ही रहे । दुर-दूर से आने वाले कुछ लोग तो श्राचायये- 
दर्शत से वचित ही रह गए । काफी लोगो ने दूर-दूर तक दौडकर आचायें- 
श्री के दर्शन किये । सचमुच आ्राचार्यश्री जिस ओर जाते हैं जन-समुदाय 
उलट पडता है। यह सव साधना का ही तो परिणाम है। आचार्यश्री 
कोई ऐसे राज्याधिकारी तो हैं नही जो लोगो की भोतिक अभितृप्तियों 
के सहयोगी वन सकें। अध्यात्म जैसा नीरस विपय भी उनके जीवन- 
सम्पर्क से सचेतन और भ्राकर्षफ होकर लाखो-लाखों लोगो भे स्पन्दित 
हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे विषय कोई नीरस नही होता । उसको 
प्रवाहित करने वाला व्यक्तित्व समर्थ होना चाहिये । 

प्रतिदिन पाद-विहार से भ्राहत होकर एक साधु मुनि महेशकुमारजी 
प्राज चलने में असमर्थ हो गए। उनके पैर सूज गए श्रत उनके साथ 
एक और साधु मुनिश्री सम्पतकुमारजी को छोडकर आचायंत्री ने 
झागे की श्रोर प्रयाश कर दिया । 


(9 


२२-१-६० 


सडक पर तो सबको चलने का भ्रधिकार है। एक मनुष्य को भी 
प्रौर एक पशु को भी । भ्ाचार्यश्री चल रहे थे। श्रागे-आगे एक गाडी 
चल रही थी। भार से लदी हुई थी। एक स्वयसेवक आगे जाकर गाडी- 
बात से कहने लगा--गाडी को एक तरफकर लो । पीछे-पीछे भ्राचायंश्री 
झा रहे थे। कहने लगे--बहुत रास्ता पडा है वेचारे बैलो को क्‍यों 
तकलीफ देते हो ? हम तो एक ओर से होकर चले जाएँगे। स्वयसेवक 
चुप रह गया। गाडी झपने रास्ते पर चलती गई और हम एक श्रोर 
मुडकर आगे निकलने लगे। आचार्य॑श्री जब बैलो के एकदम पास झाए 
तो देखा--गाडीवान बलो को छड़ी से पीट रहा है। छडी की नोक मे 
लोहे की एक सुई लगी हुई है उसे बैलो के कोमल गुप्तागो में चुभा-चुभा 
कर वह उन्हे तेज चलने के लिए विवश कर रहा है। श्राचा्यश्री से 
यह दृश्य देखा नहीं जा सका। तत्क्षण चरण रोक कर गाडीवान से 
बोले--मैया | वैल बेचारे चल रहे हैं फिर तुम उनके गुप्तागो मे यह 
सुई क्यो चुभो रहे हो ” गाडीवान ने बात को सुनी अनसुनी कर दी। 
बह अपनी धुन मे ही नही समा रहा था। आचार्येश्री भी उस पर कोई 
असर नही होता देखकर आगे चल पडे । मनमे विचार आते रहे--भारत 
का ग्रामीण कितना अशिक्षित है ? निश्चय ही उसके आथिक-ल्रोत पत्यन्त 
क्षीण हैं। पर उसके साथ अशिक्षा भी कम नही है । निर्दंयता तो परले 
सिरे की अशिक्षा है । इसीलिए तो शास्त्रो मे शिक्षा को विद्या कहा गया 
है। विद्या ही मुक्ति का साधन है। जो विद्या नही है वह भ्रविद्या है 
और अविद्या ही तो बन्धघन का कारण है । क्या एक दिन ऐसा आ्राएगा 


६६ 
जब भारत से यह श्रशिक्षा का भ्ावरण दूर हो जाएगा ? 


खुर्जा मे पहुचे तो एक शिक्षित समाज के सम्पर्क मे श्राने का श्रवसर 
मिल्रा । भोजनोपरान्त सस्कृत पडितों की एक सभा ओाचार्यश्री के 
तान्निष्य मे हुईं। बहुत सारे सस्क्ृतज्ञों ने उसमे भाग लिया। मुनिश्री 
तथमलजी ने 'जैन-दर्शन' पर सस्क्ृत में धारा-प्रवाह भाषण किया । 
तेरापथ सघ की सस्क्ृत प्रगति से उन लोगो को वडा झाइचर्य हुआ । 
प्राय सस्कृतन लोग उदार दृष्टि से देखने के अभ्यास से वचित रहते है । 
पर यहा के विद्वानों मे ऐसा नहीं था। उनका दृष्टिकोश उदार तथा 
सहिष्णु था। उन्हे तेरापथ के इस प्रगति-परिचय से बडा हे हुआ । 
हमे भी उनके सम्पर्क से वडी खुशी हुई। आ्राचार्यश्री ने कह्य--भुझे 
ऐसा पता नही था कि यहा इतसे सस्कृतज्ञ लोग रहते हे । यदि ऐसा पता 
होता तो हम यहा ठहरकर आपस में कुछ श्रादान-्रदान करते । सचमुच 
गोप्ठी का वातावरण श्रत्यन्त सरस और प्रेरक था । 


यद्यपि आज ठहरने का स्थान बहुत अच्छा था। स्थान क्या था एक 
भहल ही था। पर हमारी गति को रोकने भे वह भ्रसमर्थ ही रहा । जो 
भहान्‌ लक्ष्य को लेकर चलते है वे इन मोहक श्रावास्रों मे कँसे उल्क 
सकते है ? मनुष्य का जीवन भी एक यात्रा है। बहुत सारे लोग सुन्दर 
ओर सुखद आवासो को देखकर वही रुक जाते है इसीलिए तो वे जीवन 
भे से रस नहीं पा सकते जो रस निरन्तर बढने वाले पाते है । 


शास्त्रों मे ठोक ही कहा है--- 


चरन्‌ वेसधु विन्दति, चरन्‌ स्वाहुमुदुम्बरस, 
सूमेस्य पश्य भ्रेमाण यो न तन्द्रयते चिरम्‌। 


चलते वाला मधुर फल पाता है, सूर्य के परिश्रम को देखो जो चलने 
में कभी भालस्य नही करता | इसीलिए हम भी चले जा रहे हैं । 


42०० 


बीच मे जे० एस० कालेज में पचासों शिक्षकों तथा पन्द्रह सौ 
विद्याथियों के बीच आचाय॑श्री ने भाषण किया । प्रवचन बडा प्रभाव- 
शाली रहा । अध्यापको तथा छात्रो का उत्साह भी सराहनीय था ! पीछे 
पता चला कि उन लोगो ने आचार्यश्री के भाषण का टेप-रिकार्डिग भी 
कर लिया था। 


आचार्यश्री को प्रवचन करने मे थोडा विलम्ब हो गया था। श्रतः 
कुछ साधु आगे चलने लगे। पर अ्रगले गाव के दो रास्ते थे। एक जरा 
सीधा और दूसरा कुछ घुमावदार। सीधे रास्ते मे ककर बहुत थे तथा 
दूसरे रास्ते मे चक्कर भ्रधिक था। कुछ साधु सीधे रास्ते चले गए भर 
कुछ साधु घुमाव लेकर सडक वाले रास्ते चले गए। दोनो आखिर मिल 
तो गए ही पर सीधे जाने वालो के पैर ककरो से फूट गए । निश्चय ही' 
सीधे चलने वालो को कष्ट तो उठाना ही पडता है पर वे लक्ष्य पर भी 
बहुत शीघ्र पहुचते है। घुमाव लेने वाले भी लक्ष्य पर तो पहुचते ही हैं 
पर कुछ देर से । महात्रत और अरात्रत के पार्थक्य को समभने के लिए 
यह उदाहरण बडा स्पष्ठ था। 


हम सडक पर से होकर गुजर रहे थे। एक ग्रामीण भाई हमसे 
पूछने लगा - क्या आप खादी बेचते है ? हमारे कधो पर रखे हुए बोझ 
को देखकर यह प्रइन करना स्वाभाविक ही था। दूसरे हम पैदल चल 
रहे थे । चेहरे पर दैन्य तो था ही नहीं। अत पुरानी वेशभूषा मे छिपे 
हुए व्यक्तित्व को देखकर उसके मन में आज' से बीस वर्ष पहले के 
स्वतन्त्रता सग्राम की कल्पना साकार हो उठी । और वह पूछने लगा-- 
क्या आप खादी बेचते हैं ? 


हमने सयत स्व॒रो में उत्तर दिया--नहीं भाई ' हम लोग तो पदनयात्री 
है और अभी दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली का नाम लेते ही उसकी कल्पना 
एक साथ वर्तमान युग पर झा टिकी । कहने लगा -तो क्‍या दिल्‍ली मे 


१०१ 


कोई प्रदर्शन होने वाला है ? जिसमे आप भाग लेने के लिए जा रहे है । 


श्रापकी क्या माग है ? श्रव हमे हसी भ्राए विना नही रही । अ्रधरो पर 
हास्य की रेखाएं खिंच गई । 


रोक कर हमने कहा--नही भाई | हम तो साधु है। जीवन-भर 
पैदल ही चलते हैँ। भ्रभी दिल्ली जा रहे है। यह कहकर हम आगे चल 
पड़ें । पर वह वेचारा उस घटना के ही चारो ओर घूम रहा था । मन 
में आया--आज से बीस वर्ष पहले के भारत में और झाज के भारत में 
कितना विभेद है ” उस कल्पना मे त्याग की रेखाए उभरी हुई है और 
इस कल्पना में भ्रधिकारों की विभीषिका ) 


२३-१-६० 

आज मध्याह्ल मे सिकन्दराबाद मे अ्रग्नवाल इन्टर कालेज मे हजारों 
कात्रो के बीच मे प्रवचन हुआ । प्रिसिपल श्यामबिहारी ने आचार्यश्री का 
हादिक स्वागत किया तथा अपने छात्रो को अणुत्रत के पथ पर ढालने का 
आश्वासन दिया। यहाँ सिकन्दराबाद भे इधर तो आचाय॑ श्री प्रवचन कर 
रहे थे भर उधर जोखाबाद में जहा हमे रात को ठहरना था एक बड़ी 
विचित्र घटना हुई। आाचायंश्री का विलसूरी से प्रस्थान हो जाने के बाद 


यात्री लोग जोखावाद की ओर चल पडे । जोखाबाद एक बिल्कुल छोटा- ' 


सा कस्बा ही था। अत स्थान भी थोडा ही था। यात्री लोग काफी 
सख्या मे थे। उन सबको अपने गाव की ओर भाते देख गाव वालो के 
'दिल दहल उठे । सोचने लगे ये इतने लोग क्यो आ रहे है ” क्या थे हमारे 
गाव को लूटेगे ? तभी तो इनके पास इतनी मोटरें है । अत वे गाव के 
बाहर लाठिया लेकर खडे हो गये और श्ाने वाले यात्रियों को गाव मे 
नही जाने दिया। यात्रियों ने बहुत समझाया, हम आचार्यश्री के साथ 
चलने वाले लोग हैं । रात-रात यहा ठहरेंगे और सुबह श्रागे चले जाएगे। 
'प्र उन्होने एक न सुनी और किसी को गाव मे पैर नही रखने दिया। 


यात्री लोग दौडे-दौडे आचार्यश्री के पास आये और बोले- वहा तो 
गाव में पैर ही नही रखने देते | आचार्यश्री भी क्षण भर के लिए विस्मय 
में पड गये । सोचने लगे क्या किया जाय ? इधर प्रिसिपल का बहुत श्राग्रह 
था कि रात-रात आचार्येश्री कालेज मे ही ठहरे और जिज्ञासु छात्रो को 
बोध देने की कृपा करें। उधर साधु लोग श्रागे चले गए ये, गाव वाले 
स्थान देने के लिए तैयार नहीं थे सो अलग बात । अतः आचारयंश्री ने 


+ 


१०३ 


चन्दनमलजी कठौतिया से कहा--क्या किया जाय ? क्योकि वे ही आगे का 
स्थान तय करके आये थे । उन्होंने कहा--एक बार आप कुछ भी न कहे । 
जो सत आगे चले गये है उन्हे वही रोक दें । मैं जाकर देखता हू कि क्या 
मामला है? वे मट से आगे गये और गाव वालो से जो लाठिया लिए 
गांव के बाहर खडे थे, पूछा--क्यो भाई क्या वात है ? लोगो को जाने 
च्यो नही देते ? 

ग्रामीण--जाने कैसे देते आपने ही तो कहा था कि आचायंजी और 
कुछ साघु-सत आने वाले हैं। साधु-सत क्या ऐसे ही होते है ? इन लोगों 
के पास तो सामान से गाडिया भरी हुई है। न जाने ये कौन लोग हैं ? 


चन्दनमलजी ने उन्हे समकाया--ये तो अपने ही लोग है। आझाचायंश्री 
की सेवा में आये हुए हैं। कोई गैर आदमी नही है। तब जाकर उन्होंने 
यात्रियों को गाव में प्रवेश करने दिया । चन्दतमलजी ने वापिस श्राकर 
आचायेंश्री से सूचना की तव हम सभी जल्दी-जल्दी चलकर आगे पहुँचे 
आचायंश्री पहुँचे तत तक तो दिन बहुत ही थोडा रह गया था । 

रात्री में प्रवचन हुआ तो आमीण लोग बडे प्रभावित हुए। शव 
उन्होंने क्षमा मागते हुए कहा--आचायंजी ! हमे पता नहीं था कि आप 
लोग ऐसे महात्मा हैं ! हमने तो आपके भक्त लोगो को देखकर समझा 
जाने ये कैसे साथु होंगे? आजकल साधु के वेश मे वडा पाखण्ड चलता 
है। डाकू लोग साथु का रूप बनाकर आते है और गाव को लूटकर चले 
जाते हैं । इसी भावना से हमने लोगो को गाव में नही आने दिया। पर 
श्रव हमे आपकी साधना का पता चला है। श्राज्ञा है हमारी धृष्टता को 
आप क्षमा कर देंगे । 

आचार्यश्री ने मुस्कराते हुए कहा--नही इसमे घृष्ठता की क्या बात 
है ? विचारणीय बात तो साधु वेश के लिए है कि उसे दुष्ट लोगो ने 
कितना कलुपित बना दिया है । 


२४-१-६० 


चलते-चलते मेरे पैर इतने घिस गए कि एक पैर मे तो मवाद ही 
पड़ गया । इन दिनो में मुझे बडी भयकर वेदना सहतनी पड रही थी। 
भलने मे तो कष्ट होता ही था पर रात भर नीद भी नहीं झाती थी। 
पैर मे इतनी जोर से पीडा होती थी कि सारा मन व शरीर काप उठता । 
श्राज प्रात.काल जब श्राचारयेश्री के पास आया तो आ्राचार्यश्री ने पूछा-- 
क्यों आगे चले जाझोगे या रुकना पडेंगा ? 


मैंने कहा--अब तो दिल्ली निकट ही है, चला ही जाऊगा । यहां 
रुककर क्या करूगा ? वहां अलबत्ता साधन तो सुलभ हो सकेंगे । इसलिए 
धीरे-धीरे आगे के लिए चल पड़ा। पर आचायंत्री के पास क्या कुछ हो 
रहा है, इससे अपरिचित ही हो गया था । 


मुनि महेशकुमारजी भी पैर की पीड़ा के कारण पीछे रुक गए थे। ग्रतः 
वे आचार्यश्री से पीछे रह गए / मुनिश्री सम्पतमलजी को भी आचार्यश्री 
ते इनकी परिचर्या के लिए वहां छोड दिया था। वे भी आज विहार कर 
आ रहे थे। श्ञाम को सुनिश्री सम्पतमलजी उनका सारा वोभ-भार लेकर 
श्राह्र पानी की व्यवस्था के लिए आगे आ यए। जहा उन्होने ठहरने 
का निश्चय किया था। आगे आकर उन्होने सारी व्यवस्था कर ली श्रौर 
महेशकुमारजी की श्रतीक्षा करने लगे। पर महेशकुमारजी शाम तक 
वहा नही पहुचे। उन्हे बड़ी चिन्ता हो गई। अब क्या किया जाएं ? 
सर्दी का मौसम था, रात के समय हम चल नहीं सकते थे । उधर महेश्व- 
क्रुमारजी के पैर का दर्द इतना बढ गया था कि वे एक कदम भी झागें 


१०१ 


नही चल सकते थे । जैसे-तैसे कर वे एक निकट के गाव 'धूम' मे जाकर 
रात्रि मे एक मकान मे ठहर गए। उनके पास विछाने के लिए कोई 
वस्त्र न था और न ओढने का ही । पौप का महीना और वह दिल्‍ली 
की ठडक । रात-भर उन्होने पैरो को सीने भे दवोच कर निकाली | हम 
लोग यहा मकान मे ठहरे हुए थे तो भी सर्दी से ठिठुर गए । उन्हे जाने 
कितनी सर्दी लगी होगी ? रात कैसे बिताई होगी इस कल्पना से ही 
कपकपी छुटने लगी। 


“२५-१-६० 


आ्राज रात्रि मे दिल्‍ली के पत्रकारो, साहित्यकारी व नोगरिको ने 
दिल्‍ली पब्लिक लाइब्रेरी हाल मे आचायंश्री का अभिनन्दन किया | सर्वे 
प्रथम दिल्ली अणुब्नत समिति के श्रध्यक्ष श्रीगोपीनाथजी ने एक कविता 
कहकर आचायंश्री का अभिननन्‍्दन किया । 


योजना श्रायोग के सदस्य श्री श्रीमन्तारायण ते कहा--हमारे देश 
की आत्मा को सदा सतों ने ही पोषण दिया है। सदियों तक उनके 
उपदेश नागरिकों के कर्ण विवरो मे गूजते रहे हैं। क्योकि उनका जीवन 
-स्वयं त्याग श्लौर सयम की भूमि पर श्राधारित रहता है। पर उन लोगों 
का हमारे देश पर कभी प्रभाव नही रहा, जिनका आधार ही प्रनीति 
रहा है| भ्राचार्यश्री ने हमे उसी सत-परम्परा से परिचित कराया है। 
भले ही आपका नाम श्रखवारों मे नहीं श्राता हो, जन-जन के मानस 
पर आपका जो नाम उल्लिखित हो गया है वह मिटाया नहीं जा सकता। 


मुनिश्री बुद्धमतलजी ने जो गत दो वर्षो से इसी क्षेत्र मे विहरण कर 
रहे थे आाचार्यश्री का स्वागत करते हुए कहा--श्राचार्येश्री जो कुछ करते 
है वह अपने से अधिक औरो के लिए होता है | आप स्वयं पैदल चलकर 
लोगो को सन्मार्ग दिखाते हैं। यह तथ्य इसका स्पष्ट प्रमाण है । 


प्रजा समाजवादी पार्टी के अध्यक्षश्री मीरमुइताक अहमद ने आचायंश्री 
का स्वागत करते हुए कहा--सतो का जीवन प्रेरणा का अ्रजन्न प्रवाह 
है । आचारयंश्री के सान्विध्य ने मुझे भी भ्रपना आत्मालोचन करने का 


१०७ 


अवसर दिया है । अतः आज से मैं यह प्रयत्त करूगा कि विद्येषर्ूप से 
अपनी क्रोधी प्रकृति पर विजय पाऊं तथा अपनी आझ्राभ्यन्तरिक कमजौरियों 
को दूर करू । 


तवभारत टाइम्स के सम्पादक श्रीश्रक्षयकुमार जैन ने कहा--भाज 
देश मे नीति मूलक उपदेशो की अत्यधिक आवश्यकता है और उससे 
भी अधिक आवश्यकता है आचायंश्री जैसे त्यागी महात्माओ के सान्निध्य 
में बैठकर अपने जीवन को सात्विक बनाने की ! 


प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीजैनेन्द्रकुमारजी ने कहा--दिल्‍्ली की एक 
विशेषता है कि वह सदा स्वागत करती है । किन्तु हमारे यहा आने वाले 
भ्रतिथियों मे अधिक लोग वे होते है जो हवा मे उडकर पृथ्वी पर श्राते हैं | 
किन्तु भ्राज जिनका स्वागत हो रहा है वे निरन्तर पृथ्वी पर ही चलकर 
आए है । आपने देश भे एक श्रास्था जागृत की है । यदि आपके मार्ग-दर्शन 
के अनुसार चला जाए तो देश का जीवन वहुत कुछ ऊचा हो सकता है । 


श्री यशपाल जैन ने कहा--राजनीति त्याग करने की बुद्धि नही दे 
सकती । वह बुद्धि तो कोई मानव नीति का समर्थक ही दे सकता है। 
मुनिश्नी मोहनलालजी 'ार्दूल' ने एक सरस कविता से श्राचार्यश्री का 
अभिननन्‍्दन किया। 


नई दिल्‍ली प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष श्री वसन्त- 
राव श्रोक, श्री गुरुप्रसाद कपूर, श्री जनादन शर्मा तथा श्री मोहनलाल 
कठौतिया ने भी इस अश्रवसर पर आचार्यश्री को अपनी श्रद्धाजलियां 
समर्पित की । 


आचार्यंश्री ने अपने प्रति प्रदर्शित किये गए अभिनन्दन का उत्तर देते 
हुए कहा--दिल्‍ली मे जितनी नैतिक तथा चारित्रिक उत्तति होगी देश 
का भाल उतना ही गर्वोन्‍्तत रहेगा। श्राज करोडो लोगो मे अशुन्नत- 


१०८ 


भावना का सचार हुआ है इसका भ्रधिक श्रेय राजधानी को ही है। हमने 
जो कार्य किया वह किसी पर उपकार नही किया है अपितु भ्रपता कतेव्य 
निभाया है। उसी प्रकार दुसरे लोग इस प्रकार के कार्यो मे सहयोग 
देकर विभिन्‍न वर्गो के नैतिक स्तर को समुन्तत बनाएंगे ऐसी मैं आशा 
करता हू । 

आज का कार्यक्रम बडा ही रोचक एवं व्यवस्थित रहा । सभी लोगों 
को उससे भ्रनेकविध प्रेरणाए मिली । रात्रि को आचार्यश्री में लाइब्रेरी 
हाल मे ही शयन किया । 


२६-१-६० 


२६ जनवरी भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रष्ठ है। आज 
के दिन भारत ने अपने सविधान को भान्यता दी थी। श्रत्तः सभी लोग 
हर्षोद्रेंक से झ्राप्लावित हो रहे थे । दिल्‍ली भारत की राजधानी है अत. यहां 
यह दिवस बडी घूमघाम से मनाया जाता है। बहुत दिनो से लोग इसकी 
प्रतीक्षा कर रहे थे । दूर-दूर से भ्रनेक लोग विशेष रूप से यहां आये 
हुए थे। प्रात काल राजधानी के प्रमुख मार्गों से होकर केन्द्रीय सरकार 
तथा विभिन्‍न राज्य सरकारो की ओर से भव्य भाकियो का प्रदर्शन किया 
गया। देश के विकास-विभव को भी विभितन भांकियों के भाध्यम से 
भ्रच्छे ढंग से प्रदर्शित किया गया था। 


२७-१-६० 


प्रातः साढे झ्राठ बजे आचार्यश्री का सब्जीमण्डी बिड़ला हायर 
सैकेण्ड्री स्कूल मे छात्रो के वीच प्रवचन हुआ । उस अवसर पर केन्द्रीय 
शिक्षा सचिव श्री के० जी० सैयदेन, कृषि मत्री श्री पजावराव देशमुख 
तथा दिल्‍ली जन-सम्पर्क समिति के अध्यक्ष श्री गोपीनाथजी आदि विचा- 
रक भी उपस्थित थे । 


श्री देशमुख ने आचारयंश्री का अभिनन्‍्दन करते हुए कहा--हमारे 
देश की सस्कृृति के मूल में सदा त्याग और संयम रहा है। यहा उन्ही 
लोगो का समादर होता श्राया हैं जो लोग अपने जीवन को त्यागमय 
बनाते है। पर आज हम लोग अपने उस आदर्श को भूलते जा रहे हैं । 
हमारे विद्यार्थियों को धर्म के बारे मे कुछ भी नही बताया जाता । पर इन 
सब के बावजूद भी यह खुशी की वात्र है कि आचायंश्री आज विद्यारथियो 
में अपना त्यागमय उपदेश देने आये है। सचमुच इस मार्ग पर चलकर 
ही हम अपने राष्ट्र को सुहढ और सुव्यवस्थित बना सकते है । 


भारत सरकार के शिक्षा सचिव श्री के० जी० सैयदन ने श्रपता 
भाषण करते हुए कहा--भारत के लिए आज अनुशासन और सयम की 
जितनी आवश्यकता है उतनी शायद और किसी भी विज्ञान की नही है। 
क्योकि अनुशासन और सयम के विना जीवन का निर्माण नहीं हो सकता । 
श्रौर अव्यवस्थित जीवन में कोई भी विज्ञान शञाति-प्रेरणा नही भर सकता । 
महात्मा गाधी ने सयम के आधार पर ही देश को विदेशी सत्ता से मुक्त 
करवाया था। उसी प्रकार आ्राचायंश्री तुलसी अनेक कठिनाइया सहकर 


१११ 


भी जन-जन को सैतिकता और सदाचार का सदेश सुनाते हैं। इसीलिए: 
आपने हजारो मीलो की पदनयात्रा की है। हम भारत की राजधानी मे” 
झापका अभिनन्दन करते हैं । 

आगे उन्होंने कहा--जीवन मे तव तक कोई परिवर्तन नहीं झा 
सकता जब तक कि हमारा मन नहीं बदल जाए। इसलिए आवश्यकता 
है हम झपने मन को बदलने का प्रयास करें। यही वात आज आचायंश्री 
विद्यार्थियो से कहने आये हैं। विद्याथियो के लिए आचायंश्री ने पाच 
प्रतिज्ञाए निर्धारित की हैं। यदि हमारे विद्यार्थी उन्हे अपने जीवन में 
स्थान देकर चलेंगे तो मुझे आशा है हमारे देश का कायाकल्प हो जाएगा। 

आचायंश्री ने विद्याथियों को सम्बोधित करते हुए कहा--देश मे 
आज अनेक समस्याए हैं। उनमे विद्यार्थी वर्ग भी एक समस्या वन गया 
है। सचमुच यह समस्या समाधान मागती है। इसे किसी भी हालत मे 
उपेक्षित नही किया जा सकता । देश का अत्येक विचारक व्यक्ति इसके 
हल का प्रयत्न करता है । 


आगे विद्यार्थी के जीवन का चित्र बनाते हुए झाचायेश्री ने कहा-- 
विद्या प्राप्त करने का अधिकारी वही है जो विनीत है, नम्न है तथा 
जिसका जीवन सात्विक और सयमी है। कानून तथा दण्ड-बल विद्याथियो 
को अनुझासित नही बना सकते | विद्याथियों की स्वय प्रेरणा ही इस 
सम्बन्ध में कुछ फल ला सकती है । वे जब तक आत्मानुशासन नही सीखेंगे 
तब तक किसी भी सुधार के सफल होने की आ्राशा नही की जा सकती । 
उन्हे हर परिस्थिति मे आत्मानुशासन को महत्व देना होगा । 


आज का यह कार्यक्रम अशुन्नत्त विद्यार्थी अनुशासन दिवस के रूप मे 
झायोजित किया गया था। इसी प्रकार नगर के लगभग चीस हायर 
सैकेण्डरी स्कूलों मे साधु-साध्वियो के भाषण हुए थे । हजारो विद्याथियो 
त्ते इस अवसर पर अखुब्नत प्रतिज्ञाएं ग्रहण की थी । 


६१२ 


प्रातः साढे सात बजे कठौतिया भवन मे नेपाल के प्रधानमत्री श्री विद्वे- 
इवर प्रसाद कोइराला ने आचार्यश्री के दर्शन किये । आचार्यश्री ने उन्हे 
अणुद्त-आन्दोलन की विविध गतिविधियों से परिचित कराया तथा 
दिश्वताव्दी समारोह की पूर्ण जानकारी दी। श्री कोइराला ने श्रशुक्नत- 
आन्दोलन को जनता के लिए अत्यधिक उपयोगी बताते हुए हादिक 
असल्नता व्यक्त की । 


२८-१-६० 


बिडला मन्दिर में आयोजित एक प्रेस कास्फेंस मे श्राचार्यश्री ने 
कहा--मैं कलकत्ते से पद-यात्रा करता हुआ आया हु भर राजस्थान की 
झोर जा रहा हु । लगभग एक हजार मील की यात्रा हो चुकी है और 
पाच सौ मील की यात्रा अभी तक बाकी है। अभी-अभी मैं जो राजस्थान 
जा रहा हूं इसके पीछे एक उद्देश्य है। उदयपुर डिवीजन मे राजसमद 
में तेरापथ सघ का द्विशताव्दी समारोह आयोजित होने वाला है । मैं उत्ती 
में सम्मिलित होने का उद्देश्य लेकर उस ओर जा रहा हू । उसका प्रारभ 
झाषाढ पूणिमा से होगा और वह सभवत ६ महीनों तक यथासभव 
रूप से चलता रहेगा । इस अवधि मे विविध प्रकार के कार्यक्रमो की 
झायोजना की गई है। तेरापथ के प्रवततेक आचाये भिक्षु की रचनाएं 
तेरापथी महासभा हारा मूल व अनुवाद सहित प्रकाशित की जा रही है। 
उस समय ४०-४० पुस्तकों का नया साहित्य प्रकाश मे झा सकेगा । ऐसी 
सभावना है | इससे न केवल हिन्दी साहित्य की ही समृद्धि बढेगी अ्रपितु 
अनेक मौलिक विचार भी देश के सामने आएगे । हस्तलिखित प्रन्थो, 
चित्रों तथा अन्यान्य कलात्मक वस्तुओ की एक अच्छी प्रदर्शनी का श्रायो- 
जन भी इस अ्रवसर पर हो प्षके, ऐसा कुछ लोग प्रयत्न कर रहे हैं । 


भेरी यात्रा का दूसरा उहेश्य है--एक मुनि का औमरण अनहन | 
सरदारहहर मे हमारे सघ के एक मुनि जिन्होंने अपने जीवन मे लम्बी- 
लम्बी विचित्र तपस्याए की है, अब आमरण अनशन पर हैं। इसका सकल्प 
वे २४ वर्ष पहले ही कर चुके थे। मुनि के लिए तपस्था के उद्देश्य दो- 


१९४ 


नही होते । जो उद्देश्य एक दिन की तपस्या का होता है, वही भ्राजीवन 
अनशन का होता है। वे केवल जीवन-शुद्धि के लिए श्रवद्ञन कर रहे हैं। 
जहा भौतिक पदार्थो के प्रति तीन्नतम भ्रासवित है, वहां शरीर भर उसके 
पोषण के प्रति अनासक्ति का भाव प्रबल होता है। वह सचमुच ही 
दर्शनीय है । 


झपने प्रवचन के अत में श्राचायेंश्री मे कहा--मैंने इन दो वर्षों मे 
उत्तरप्रदेश, बिहार और वगाल की यात्रा की है। श्रशुक्रत-आन्दीलन की 
भावना को जन-साधारण तक पहुचाने का प्रयास किया है। भारतीय 
मानस में व्रत का सहज सस्कार है। इसलिए वह उसकी ओर आक़ृष्ठ 
होता है। पर श्लाथिक प्रलोभन के कारण उस तक पहुंचता नही है। 
नैतिकता के अनेक महत्त्वपूर्ण पहलुओं मे भारत बहुत भ्रागे है। श्रवा- 
क्रमण, शाति शोर मैत्री की भावना उसमे परिव्याप्त है। झाधिक भ्रष्टा- 
चार जो बढा है वह सधिकाल की देन है। उसे मिटाने का यत्न करना 
आवश्यक है । (इस वर्ष आन्दोलन ने मिलावट, रिश्वत्त और मद्य-निप्नेध, 
इस त्रिसृत्री कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित किया था। इसे तीत्र गति से 
चलाने की आवश्यकता है। मैं चाहता ह इसके लिए एक सबल वातावरण 
बनाया जाय । 


प्रेस कान्फ़ेस मे राजधानी के प्राय- सभी अंग्रेजी, हिन्दी तथा उर्दू 
समाचार-पत्रो और समाचार शसमितियो के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । 
प्रवचन के वाद थोड़ा-सा प्रश्नोत्तरो का भी कार्यक्रम रहा । 


रात्रि के जार्त॑ वातावरण में गीता भवत मे एक विचार परिषद्‌ का 
आयोजन किया गया था। "सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री बी० पी० 
सिन्हा ने उसकी अध्यक्षता की | 'विचारणीय विषय था--विदव-स्थिति 
और श्रध्यात्म 


११५ 


मुनिश्री नयमलजी ने उक्त विषय पर अपने चिचार प्रकट करते हुए 
कहा--सरकार सत्ता और अतिष्ठा का प्रइन जहा प्रमुख तथा आत्मा का 
सम्बन्ध गौण रहता है वहा असुरक्षा, भय और श्रतृप्ति पैदा होती है । 
शही कारण था जिससे मानव मस्तिष्क भे शस्त्र की कल्पना हुई । शास्त्रों 
की कल्पना आज विदवव मे पूर्ण विकास पर है। श्रत आज यह नितान्त' 
अपेक्षित हो गया है कि मनुष्य भौतिकवाद से हटकर श्रध्यात्मवाद की 
झोर भ्ाये जो कि सुरक्षा, श्रभय और तृप्ति का हेसु है। 


ससद सदस्या डा० सुशीला नायर ने कहा--आज का थरुग विज्ञान का 
युग है, सत्य की शोध का युग है। पर भ्रहिंसा के भ्रभाव में यह सभव 
नही होगा । यही कारण है कि मनृष्य श्राज दयनीय है । 

चीफ जस्टिस ने अपने अध्यक्षीय भाषण मे कहा--अपने जीवन के 
इन ६० वर्षो मे में पढने और पढाने मे ही रहा । यहा भी मैं कुछ बताने 
नही भ्राया हू, अपितु भ्राचायंश्री के दर्शन करने तथा उनसे कुछ सुनने 
समभने को आया हु । श्राज विज्ञान ने तरक्की की है पर उसका केन्द्र 
अध्यात्म नही है। इसलिए वह वरदान नही वन रहा है। झाचार्यश्री एक 
अध्यात्म पुरुष है। इनके सान्निध्य तथा शिक्षाओं से हमारा बडा लाभ' 
होने वाला है। 


आचार्यश्री कहते हैं---आ्राज मनुष्य की झाकाक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं ॥ 
एक जीवन ही नही श्रपितु हजारो जीवनो मे भी वे शात नही हो सकती | 
किन्तु तथ्य यह है कि जब तक ग्ाकाक्षाए कम नही होगी त्तव तक जीवन 
हल्का नही बन सकेगा । 

मुनिश्वी नगराजजी ने अ्रपना भाव पूर्ण भाषण करते हुए कहा-- 
विज्ञान ने दु्वेंल मानव को जो सामथ्यं दिया है उसका उदाहरण प्राचीन' 
इतिहास में कही नही मिलता। भ्राज वह पक्षियो की तरह उडकर भ्राकाश 
को पार कर देता है तथा मछलियो की तरह तैरकर समुद्र को पार कर: 


११६ 

देता है। दिव्य दृष्टि की भाति पह भूयर्भ के रहस्यो को भी जान लेता 
है। ब्रह्माड के एक छोर पर बैठकर दूसरे छोर तक की वात सुन लेता 
है । वह चन्द्रलोक मे पहुचने की तैयारी कर रहा है । किन्तु अर 

की विभीषिका ने मानवीय सभ्यता श्रौर सस्कृति को विनाक्ष के कग्रर 
पर लाकर खडा कर दिया है। उसके एक हाथ मे जीवन है भर दूसरे 
हाथ मे मृत्यु । सुख, सम्रह तथा सोने के ढेर से नहीं प्राप्त किया जा 
सकता। उसके लिए भ्रस्तमुं खी प्रवृत्तिया और अध्यात्म की खुराक 
आवश्यक है । 


योजना श्रायोग के सदस्य श्री श्रीमत्तारायण ने कहा--आ्लाज विज्ञान 
ने अ्रध्यात्म को आच्छन्न कर दिया है। प्र मेरा विश्वास है कि विज्ञान 
ही आगे जाकर अध्यात्म मे परिणत होने वाला है । हमारे के थ 
परम चितक श्रौर वैज्ञानिक थे । विज्ञान सिर्फ भौतिक नही होता । 
के अभाव मे चह केवल ज्ञान रह जाता है । श्रत. ज्ञान को अ्रगर विज्ञान 
होना है वो उसे अध्यात्म के श्रचल मे आना होगा । 


प्रमुख विचारक श्रीजनेत्रकुमार ने अपने चितनपूर्ण भाषण मे कहा-- 
आज सेना और शस्त्र कम करने का सवाल उठाया जाता है। पर विज्ञान 
के क्षेत्र में भयकर प्रतिस्पर्धा हो रही है। झ्राज प्रगति की कसौटी हो 
विज्ञान बन गया है। जो देश विज्ञान के क्षेत्र मे पिछड गया वह धाज 
श्रशकत माना जाता है। मेरी विज्ञान में भी आस्था है और धर्म भे भी 
आस्था है । वह घम्म, धर्म नही है जो विज्ञान से विमुख है । वैज्ञानिक का 
जीवन एक सत की तरह स्वच्छ तथा सयत होता है । विज्ञान में अवगुरु 
नही है। किन्तु स्वार्थी लोगो के ससभे से उसमे दुगु ण आ जाते है। 
वस्तु का स्वभाव धर्म है। इसीलिए विज्ञान का सब पदार्थों के साथ 
समन्वय है । 


आचायेश्री ने अपने उपसहारात्मक भाषण मे कहा--आज के विश्व 


११७ 


की स्थिति बड़ी समस्या सकुल है। इसका अगर कोई समाधान हो सकता 
है तो वह एकमात्र अध्यात्म ही है। विचार का प्रभाव जड पर नही होता, 
चेतना पर ही हो सकता है । श्राकाश के लिए धूप और वर्षा का उपग्रह 
याश्क्रगग्रह नही हो सकता । 


आज खू इचेव और आइक श्ञाति की वातें करते है, पर उनके अति- 
रिक्त अशाति पैदा की ही किसने है। अत बिना अशाति के कारणो को 
मिठाये शाति की चर्चा करना निरथंक है । 


अहिंसा श्रौर समता ही सच्चा विज्ञान है। शासन किसका रहे और 
किसका न रहे यह चिता हमे नही करनी है। हमे अपने शासन मे 
रहना है। अगर हम अपने शासत मे रहेगे तो दूसरा कोई हमारे पर 
शासन नही कर सकता । शासन तो तब आता है जब व्यवित स्वय शासित 
नही रहता । इसीलिए भ्रात्मानुश्ञासन और अध्यात्म आज के इस समस्या 
सदोह का समाधान हैं । 

विचार-परिषद्‌ का यह भ्रायोजन बहुत ही आकर्षक रहा । विचारकों 
के अच्छे भ्ौर सुलभे विचारों ने सभी श्रोताओ को चितन मत्तन के लिए 
बहुत ही उत्कृष्ट खुराक प्रस्तुत की । 

आयोजन के बाद काफी देर तक आचायंश्री से जैनेन्द्रजी ने सथारे 


के बारे मे चर्चा की । उनका मत इस सम्बन्ध मे आचाय॑श्री के मत से 
विपरीत था । 


२६-१-६० 


आज प्रात काल राष्ट्रपति भवन में आचार्यश्री ने राष्ट्रपतिजी से 
बातचीत करते हुए उन्हे चालू यात्रा के बारे मे बताते हुए कहा--हमने 
अपनी यात्राओ मे सबसे मुख्य बात यह पाई कि ग्रामीणों मे आज भी 
नीति और धर्म के प्रति आस्था है। साधुशों के प्रति सच्ची श्रद्धा है । वे 
एक हद तक साधृुग्रो के उपदेशो को स्वीकार भी करते है | पर उन लोगों 
तक साधु बहुत ही कम पहुचते हैं । 

हिशताव्दी समारोह का परिचय देते हुए आचार्यश्री ने राष्ट्रपतिजी ] 
को सथ में चलने वाले आगम कारये से भी अ्रवगत कराया । इस महत्व- 
पूर्ण शोध-कार्य की जानकारी पाकर राष्ट्रपतिजी ने हादिक शुभकामना 
प्रकट करते हुए कहा--भारत में सदा से ऋषि मह्‌ृषियों का स्वागत 
होता श्राया है । उनके माध्यम से ही देदा ने साहित्यिक तथा चारित्रिक 
क्षेत्र मे महत्वपूर्ण प्रगति की है। राष्ट्रोत्थान के कार्य मे भी साधुझो का 
बडा भारी हाथ रहा है | उनसे त्याग और सयम का मांगें दशन पाकर 
राष्ट्र ने बहुत कुछ विकास किया है। सचमुच आप उसी परम्परा को 
उज्जीवित कर रहे हैं। आचार्यश्री ने राष्ट्रपति जी को घोर तपस्वी 
भुनिश्री सुखलालजी के सथारे के बारे मे बताया तो उन्होने इस विषय मे 
अनेक जिन्नासाए की तथा ऐसे तपस्वी के प्रति भ्रपनी विनम्र श्रद्धाजलि, 
समर्पित की । उन्हे कुछ नया साहित्य भी भेंट किया गया तथा इस विषय 
मे उनकी सम्मतिया पाने की भी इच्छा व्यक्त की गई | 

तत्पद्चात्‌ प्रधानमत्री श्री जवाहरलाल नेहरू से उनकी कोठी पर 
श्राचार्यश्री का वार्तालाप हुआ । नेहरूजी ने आचार्यश्री का स्वागत करते 


६१६ 


हुए कहा--आप अखुद्गत के माध्यम से जन-जन को जागृत करने का' जो 
भहत्वपूर्णों कार्य कर रहे हैं, उसका मैं सदेव प्रशसक रहा हूं । अनास्था 
के इस युग भे सतृपथ पर चलना बहुत ही बडी बात है। फिर भी आप 
जनता को यह रास्ता दिखा रहे हैं, यह समाज के लिए बहुत हीं उपयोगी 
है। मूल्याकन परिवर्तन की यह प्रक्रिया शान्ति तथा चरित्र को महत्व 
देगी । 


आचायंश्री ने प्रधानमत्री को बताया कि मध्यम स्तर के लोगो पर 
्रान्दोलन का श्रनुकल प्रभाव पड रहा है, पर उच्चस्तरीय लोग अब भीः 
मुडने के लिए तैयार नही हैं। इस बार भारत की महानगरी कलकत्ता 
में हमने देश-प्रतिष्ठित उद्योगपतियो की एक सभा करने का प्रयत्न किया 
था। पर वह सफल नही हो सका ! 


प्रधानमंत्री--क्‍्यो ? 


आचार्येश्री--इसलिए कि लोग साधुओं के पास आते मे सकोच 
करते है। विशेष कर हम लोग जब प्रवचनों मे अनतिकता के वारे में 
खुलकर कहते हैं दो वे लोग उसे सहन नही कर सकते । यद्यपि व्यक्तिगत 
रूप से भ्रनेक उद्योगपतियो से मेरी बातें हुई थी। पर सामूहिक रूप से 
कोई मोड लेता उनके लिए झ्रसभव था। उन्होने मुझे स्पष्ट रूप से कहा 
कि दूसरे स्थानों पर जब प्रतिज्ञाए करवाई जाती है तो हम बडी तत्परता 
के साथ भ्रपना हाथ ऊचा कर देते है । पर आप लोगो के सामने प्रतिज्ञा 
करने का हम बडा भारी महत्त्व समभते हैं । ऐसा लगता था उनमे साधु 
लोगो के प्रति श्रद्धा तो है। पर केवल श्रद्धा से कौन-सा काम चल सकता 
है ? तदनुकूल श्राचरण करना भी आवश्यक है । 


फिर चीन के नए रुख पर चर्चा करते हुए आचार्यश्री ने प्रधान- 
मंत्री से पुछा--कुछ लोगो का ख्याल है कि दलाई लामा को शरण देवे 


१२० 


के कारण चीन भारत से रुष्ट हो गया है और अब वह अपने मघुर 
स्म्बन्धो को कदुता की श्रोर ले जाना चाहता है, क्या यह सही है ? 
प्रधानमत्री-- हो सकता है एक कारण यह भी हो । पर मुख्य रूप से 
सीन की विस्तारवादी मनोवृत्ति ही हमारे सम्बन्धो को कटु बना रही है। 
हमने चीन को राष्ट्र सघ का सदस्य बनाने का सदा समर्थन किया है । 
उसकी दूसरी उचित भ्रवृत्तियो का भी हम समर्थन करते है। पर श्रपने 
देश की भूमि पर उसका पैर किसी भी स्थिति में नहीं जमने देंगे । 
आचायंश्री---आपकी नीति सदा समभौते की नीति रही है। पर क्या 
सिद्धात की हत्या कर भी आप समभौते को भ्रधिक महत्व देता चाहते हैं ? 
प्रधानमत्री--नही । मैं चाहता हू जहा तक हो सके मनुष्य को सम- 
भौता करना चाहिए | पर ऐसा समभौता जो सिद्धान्त की ही हत्या कर 
डाले मुझे मान्य नही है। जहां तक दवाई से रोग मिट जाये तो प्रयत्न 
करना चाहिए | पर उससे अगर रोग के रुकने की सभावना नही हो तो 
फिर तो आपरेशन ही करवाना पडता है । इस प्रकार करीब २५ मिनठ 
तक आचायंश्री ने प्रधानमत्री से अनेक विषयों पर विचार-विमर्श 
किया । तत्पश्चात्‌ पुन बिडला मन्दिर लौट आए । बीच मे आचार्यश्री 
भारत के यशस्वी कवि श्री हरिवशराय बच्चन के निवास स्थान पर भी 
पधारे। श्री सुमित्रानन्दत पत भी उस समय वही उपस्थित थे | उनसे 
कुछ देर तक साहित्य विषयक अनेक प्रसंगो पर बातचीत हुई । 
उसी दिन मध्याह्ष मे श्री जैनेक्नकुमार तथा अन्य नागरिकों ते 
भ्राचायंश्री की राजस्थान यात्रा के लिए शुभकामनाए प्रगट की। 
तत्पश्चात्‌ नागलोई की ओर विहार हो गया । इस प्रकार दिल्‍ली का 
थह चार दिनो का प्रवास अपने आप मे बहुत ही सफल रहा । यह भत्यन्त 
पसन्‍नता की बात है कि भअणुत्नत-आन्दोलन को जितना ग्रावो का समर्थन 
मिल रहा है उतना ही शहरी लोग भी उसका समर्थन करते है । 


३००१-६० 


वहादुरगढ, रोद, कलावर होते हुए झ्राज ज्ञाम को आचार्यश्री 
रोहतक पघारे। रोहतक से तीन मील पूर्ण हासीवासियो का एक दल' 
सेवा मे पहुच गया था। उनका उत्साह सराहनीय है। इसी कारण 
शायद इस बार के महोत्सव का अवसर उन्हे मिला। झाज रात में भी 
भिवानी के कुछ भाइयों ने आचारयंश्री को सिवानी पघारने की जोरदार 
विनती की । उन्होने कहा--लाला सत्तराम तथा लाला पेशीराम ने बहुत 
जोर देकर प्रार्थना करवाई है कि हम अभी वीमार है श्रत आचार्यश्री 
को हर हालत मे हमे दर्शन देने होंगे । 


लाला पेशीराम का स्वास्थ्य तो काफी गिर गया था। अ्रत उन्होंने 
अपने पुत्र मातुराम को विशेष रूप से प्रार्थना करने के लिए भेजा था । 
पर श्राचार्यश्री ४ तारीख तक हासी पहुचने के लिए वचन-बद्ध हो चुके 
थे । अत. वे उस प्रार्थना को स्वीकार नही कर सके । हालाकि भिवानी 
जाने मे १२ मील का चक्कर भी पड़ता था, आचार्यश्री उसे भी लेने के 
लिए भ्रस्तुत थे। इसीलिए आचार्यश्री ने कहा--भ्पने भक्तजनो की 
सुधि लेने मे मुझे १२ ही नही २५ मील भी जाना पडे तो स्वीकार है । 
पर अपनी कही हुई वात का पालन तो मुझे करना ही चाहिए। 


एक श्रोर जहाँ लाखो व्यक्ति कही हुई ही नहीं अपितु लिखी हुई 
बात से भी इन्कार होने मे सकोच अनुभव नही करते, वहां आचायंश्री 
भपनी सभावित धोपणा को भी भन्यथा नही होने देने का प्रयत्त कर 
रहे हैं। श्े 


३-२-६० 


रोहतक से मदिणा, महम, मुढाल तथा गढी होते हुए प्राचार्यश्री 
हासी पधारे | हासी हरियाणो के प्रमुख शहरो में से एक है | अ्रत यहाँ 
दस हजार व्यक्तियों के वृहद्‌ जुलूस के साथ आ्ाचायश्री ने नगर-प्रवेश 
'किया। जुलूस करीब एक मील लम्बा हो गया था। क्योकि शहर के 
लोगो के साथ-साथ पजाब के श्रधिकाश तेरापथी भाई भी इस अवसर 
'पर उपस्थित थे । एक प्रकार से यह महोत्सव केवल हासी का ही नहीं 
अपितु सारे पंजाब का ही महोत्सव था । अत. सभी लोग बडे उत्साह के 
साथ यहा आ॥राचार्य॑श्री का स्वागत करने के लिए उपस्थित हुए थे | पजाब 
के कुछ प्रमुख लोगों ने जब मुख्यमत्री श्री प्रतापसिह कैरो को आचार्यश्री 
के पंजाब श्रागमन का परिचय दिया तो उन्होंने कहा--मैं भी उस 
झवसर पर हासी मे उपस्थित होकर बडा प्रसन्न होता, किन्तु मेरे सामने 
अनेक कठिनाइया है। अतः मैं तो वहा नही जा सकू गा पर भ्रपने एक 
प्रमुख सहयोगी तथा पजाब के ख़ाद्यमंत्री श्री मोहनलालजी शर्मा को 
झ्रवश्य ही आाचार्यश्री का स्वागत करने के लिए हासी जाने को कहूगा। 
तदनुसार श्री मोहनलाल शर्मा यहा आचाय॑श्री का स्वागत करने के लिए 
उपस्थित हुए थे। वे स्वागत करने के लिए कुछ दूर तक आचार्यंश्री के 
सामने भी आए थे । पर पजाबी लोगो की अवखडता के कारण उन्हे भीड़ 
में काफी धक्के सहने पडे । उन्हें इस बात का बड़ा आइचयं हुआ कि एक 
अत का स्वागत करने के लिए लोग कितनी उमगो से उमडे आ रहे हैं। 


यहा प्रमुख सावेजनिक कार्यकर्ता कुमार जसवतसिह तथा चौधरी, 


श्र्३ 


रामशरणसिह ने आाचार्यश्री के त््वागत में अभिनन्दन पत्र समर्पित 
क्या। खाद्यमंत्री श्रीमोहनलाल ने अभिनन्दन करते हुए कहा--आचार्य 
श्री के व्यक्तित्व ने आज यह सिद्ध कर दिया हैं कि देश को एक सच्चे 
उपदेशक तथा संयमी पुरुष के मार्ग-दर्शन की आवश्यकता है । आज के 
'इस विज्ञास॒ जुलूस को देखकर मैंने यह प्रनुभव किया कि लोग आज भी 
त्याग और संयम मे श्रद्धा रखते हैं। मैं भ्पनी ओर से तथा पजाव सर- 
कार की झोर से पंजाब के अशेप नर-नारियों की ओर से आबचाय्यंत्री 
का अभिनन्दन करता हूं । तथा यह प्रयत्न करूंगा कि अब आपके वताए 
हुए मार्ग पर चलकर अपना तया देश का कल्याण करने में सहयोगी 
बनू। मुझे आशा है पंजाब के लोग भी आचार्य श्री के पशाव आगमन 
से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सादा और संयत वनाएँगे । 


आचारयेश्रो ने अपने सार-संतृष्ट भाषण में कहा--वास्तव मे भक्त 
चही है, जो अपने आराध्य के द्वारा झादिष्ट पथ का अनुगमन करे। मैं 
देखता हूं भ्राज कल स्वागत संतों का भी होता है और नेताओं का भी । 
पर जिस प्रकार उन दोनो की कार्य-पद्धति मे अन्तर है उसी प्रकार उनकी 
स्वागत्त पद्धति में भी अन्तर आना चाहिए | मैं मौखिक तथा औपचारिक 
स्वागत में तथ्य नहीं समझता । मैं तो अपने स्वागत को तभी तथ्य-तप्त 
भानूगा जवकि लोग मेरे झाने से नैतिक, सदाचारी तथा चरित्रनिप्ठ बनें । 
मैं इसीलिए देद के कोने-कोने मे घूम रहा हूं । यदि कोई मुझे अपना 
भाराव्य मानता है तो मैं चाहुगा क्षि वह पहले सदाचार झौर सयम के 
भागे पर चलने का प्रयास करे । अन्यथा मेरा स्वागत भी ऊपरी और 
झौपचारिक ही होगा । 


मध्याह्न में ढाई बजे पजाव अयखुत्रत समिति के वापिक अधिवेशन 
में आत्ायंत्री ने कार्यकर्ताओ को अगुव्नत का प्रसार करने के लिए 
शओत्ताहित करते हुए कहा--आज मनुष्य दुरंगी चाल चल रहा है। वह 


१२४ 


कहता कुछ है और करता कुछ है। इसीलिए आज इतनी दुविघाए हैं। 
अशुक्नत-भानदोलनल इसी दुरंगी चाल को मिटाने का आन्दोलन है। आज 
मनुष्य के कार्यो से ऐसा नही लगता कि वह मनुष्य है । शभ्रतः उन पैशाचिक 
प्रवृत्तियों को परास्त करने के लिए ही अखणत्नत-आन्दोलन का प्रवर्तन हुआ 
है। किसी भी श्रान्दोलत का अकन उसके कार्यकर्ताओं से किया जाता 
है| साधु लोग जो काम स्वय करते हैं उसी का दूसरो को उपदेश देते हैं। 
श्राज के इस सुविधा बहुल युग मे भी जबकि प्रात. की ठिठुरा देने वाली 
सर्दी मे लोग रजाइयो मे मुंह ढापे पडे रहते है, साधु लोग नगे पाव' 
श्रपनी मजिल के लिए कूच कर चुके होते हैं। हम इतना कष्ट सहकरु 
ही आप लोगो से कष्ट सहने के श्रभ्यास करने की बात कह सकते है । 
भ्न्यथा हमारी बात सुनेगा ही कौन / आप यह न समझे कि कष्ट सहकर 
हम कोई दुख अनुभव करते हैं। हुःख घन के माने हैं। हमे कष्टो को 
भी आनन्द मे परिवर्तित करना है। भ्तः भ्रणुक्षती भाई तथा कार्यकर्ता 
कष्ठों से घवराए नही । अपने काम को अ्बाध गति से चलने दे । तभी 
बे कुछ काम कर सकेगे । 


४ड-२-६० 


आज का दिन वह स्मरणीय दिन था जिसकी हासी वाले लोग 
बहुत दिनो से प्रतीक्षा कर रहे थे। यद्यपि हासी का यह महोत्सव एक 
ओऔपचारिक महोत्सव ही था। अन्य महोत्सवो की भाति इस अवसर पर 
न तो अधिक साधु-साध्विया ही एकत्र हो सके थे श्र न आचारयश्री भी 
अधिक दिनो तक ठहरने वाले थे । पर फिर भी पजाब के लिए यह वर- 
दान ही साबित हुआ | सहस्तो नर-तारियो ने आज आचाये भिक्षु को 
भ्रपनी श्रद्धाजलिया समर्पित की । जिनके मर्यादा दिवस के रूप में यह 
भहोत्सव मनाया जाता है। आचार्येश्री ने महामहिम आचाये भिक्षु का 
स्मरण करते हुए कहा--उन्होने हमे मर्यादा पर चलने का सकेत दिया । 
सचमुच मर्यादा रहित जीवन एक अभिशाप है । वह स्वय तो नष्ट होता ही 
है पर दूसरो को भी श्रपती बाढ मे नष्ट कर देता है । मर्यादा-महोत्सव 
हमे उसी महापुरुष की शिक्षाओं की स्मृति कराता है। अत अपने 
जीवन को मर्यादित कर हम उस महापुरुष को अपनी श्रद्धाजलि समपित 
करते हैं। 


अखिल भारतीय भ्रणब्रत समिति के मत्री श्री जयचन्दलालजी दफ्तरी 
ते मर्यादा-महोत्सव जो कि तेरापथ का एक मुख्य पर्व है, पर श्रपने 
विचार व्यक्त करते हुए कहा--श्राज समाज मे जो अनुशासनहीनता 
व्याप्त हो गई है हम सबका यह कर्तव्य है कि स्वय आत्मानुशासित होकर 
देश तथा समाज को नैतिक, सदाचारी तथा शअ्नुशासित बनाने का 
प्रयत्त करें। 


१२६ 


मुनिश्री घनराजजी ने इस अवसर पर आचार्य ,भिक्षु को कविता- 
कृति से अभिव्यक्त करते हुए लोगो को अनुशासित रहने की प्रेरणा 
दी। 


मुनिश्री नगराजजी ने कहा मर्यादा-महोत्सव तेरापथ को आचार्य 
भिक्षु की सहस्नो वर्षो तक अमर रखने वाली देन है। हमारी भावी 
पीढ़िया इसके माध्यम से स्नेहसूत्र से सवलित होकर देश-विदेश मे 
प्रध्यात्म की लौ जगाएगी । श्राज भी सारे भारत मे लगभग ६४० साधु- 
साध्वियो के लिए तथा लाखो श्रावको के लिए यह दिन बड़े उल्लास का 
दिन है । 


मुनिश्री नथमलजी ने कहा--व्यक्ति बुरा है या भला इसकी 
कसौटी वह स्वय नही है । कुछ आदर्श ऐसे है जो उसके मुल्य का निर्धा- 
रण करते है । वे श्रादर्श ही दूसरे शब्दों मे[मर्यादा हैं । अत. हमे आचार्य 
भिक्षु द्वारा सम्मत मर्यादाश्रो पर चलकर अपने आपको शक्रादर्श का 
श्रनुगन्ता बनाना है। 


पजाव के उपमत्री श्री वतारसीदास ने भी इस अवसर पर लोगों 
को त्मागी और सयमी बनने की प्रेरणा दा । 

श्री सम्पतकुमार गधया, श्री रामचन्द्रजी जैन तथा श्रीमती सतोष ने 
इस पुनीत अवसर पर श्रपने विचार प्रकट किए । 


तेरापथी महासभा के श्रध्यक्ष श्री वेमीचन्दजी गधैया ने श्राचार्यश्री 
भिक्षु की स्तवना करते हुए सभी लोगो को द्विशतात्दी के अवसर पर 
ज्यादा-से-ज्यादा सहयोग करने का आह्वान किया । 


श्राचायंश्री ने इस भ्रवसर पर तीन प्रमुख घोषणाएं की--- 


१२७ 


१ मुनिश्री सुखलालजी स्वामी को घोर-तपस्वी का पदवीदान । 


२. यथा अवसर पर मत्री मुनि श्रीमगरनलालजी स्वामी का जीवन 
काव्याकृति में श्र थित करने का सकल्‍प | 


३. कोई विशेष बाधा नही हो तो स्थली प्राल्त मे सबसे पहले 
बीकानेर के चौखले मे चातुर्मास करना । 


के 


॥-२-६० 


चूकि इस महोत्सव पर अश्रधिकतर पजाबी लोग ही एकत्र हुए थे । 
अत' इन दिनो मे विशेष रूप से श्राचायंश्री के चारो ओर उनका ही घेरा 
रहता था। घेरा भी ऐसा कि एक बार तो साधुओं को भी आ्राचार्यश्री 
तक पहुचने का रास्ता न मिले। पंजाब और हरियाणे के सुडोल भौर 
सुगठित लोगो में जिनकी विनती भी कडाई से होती है। इस वार के 
भहोत्सव का दुलंभ आकर्षण था । यद्यपि हरियाणें के लोग ज्यादा स्वच्छ 
: रहने के भ्रभ्यासी नही है पर आचारयंश्री के प्रति उनकी जो आस्था है वह 
उनके हृदय से निकलकर स्वय ही शब्दों मे छलक पडती थी। शआ्राचार्यश्री 
स्थान-स्थान के भाई-बहनों का परिचय प्राप्त कर रहे थे । इसी क्रम 
में एक भारी भरकम भाई ने आचार्यश्री को अपना परिचय देते हुए 
कहा--आचार्यवर ! आपके उपदेश नि सन्देह ही हम लोगो के लिए लाभ- 
प्रद साबित हुए है। मैं तो विशेष रूप से यह कह सकता हू कि आपके 
शिष्यो के उपदेशो से भी मेरा बहुत कल्याण हुश्रा है। पहले मेरा वजन 
चार मन था। पर आपके अन्तेवासी मुनिश्री डूगरमलजी के उपदेश से 
मैंने श्राठ महिनो तक एकान्तर तप किया | जिसके परिणाम स्वरूप मेरा 
एक मन आठ सेर वजन घट गया । पहले मुर्क उठने बैठने तथा चलने 
फिरने मे बडी तकलीफ होती थी पर अब मुझे कोई कठिनाई अनुभव 
नही होती । अरब मैं थोडा बहुत दौड भी सकता हु । सचमुच आपके 
उपदेशो से श्रात्म-सुधार तो होता ही है, पर शरीर-सुधार भी कम नहीं 
होता । इसी प्रकार अनेक लोगों ने अपने-अपने अनुभव सुनाएं और 


रा 


१२६ 


श्ाचार्यश्री से पजाव मे अधिकाधिक साधु-साध्वियो को भेजने का निवेदन 
किया । 


थोड़े वर्षों पहले हम लोगो का पंजाव से बहुत ही कम सम्पर्क था । 
पर इन वर्षो मे आचारयंश्री तथा साधु-साध्वियो के भ्रथक परिश्रम ने 
पंजाव के भ्रनेक लोगो को सदाचार और सदृदर्शन की ओर भ्राकृष्ठ किया 
है। फिलौर में कभी चातुर्मास नही हुश्ना था इस बार मुनिश्री डंगरमलजी 
के प्रयास से वहां भ्रच्छा उपकार हुआ। तथा भनेक व्यवित सुलभ 
वोधि बने । इसी प्रकार मुनिश्नी घनराजजी ने वहा काफी उपकार 
किया था । आचार्येश्री साधुओं के इस विरल प्रयास से बहुत प्रसन्‍न नजर 
आ रहे थे । 


८-२-६० 


आचार्यश्री अपने सघ के साथ हिसार से राजस्थान की श्रौर बढ रहे. 
थे। मध्याज्ञ का समय था । केंडकडाती घृप श्र साढ़े आठ मील का 
विहार । हरियाणों की वह पद दलित धूल अब अधिक पदाघात सहता 
नही चाहती थी । अत पैर रखते ही उछल पडती थी एकदम सिर तक। 
धूलि मे छिपे हुए ननहे-तन्हे ककर साधुओं के घायल चरणो को चीरकर 
अपनी पदाक्रान्तता पर रोष प्रकट कर रहे थे। पर आचार्यश्री अपने 
सघ के साथ श्रवाध गति से भ्रविरल बढते जा रहे थे। 


चार मील का रास्ता तय कर लेने के बाद भाचायैश्री ने सडक के 
इस छोर से उस छोर तक देखा पर कही वृक्ष का नाम तक नहीं था। 
चूकि चार मील से झागरे लाया हुआ पानी हम पी नही सकते। अतः 
श्राचार्यश्री सोचने लगे--पानी कहा पीया जाए ? इतने मे पीछे से एक 
शमचमाती हुई कार झा गई । कार मे से कुछ दर्शनार्थी (प्रभुद्यालजी 
श्रादि) उतरे और आचायंश्री उसी कार की छाया मे जमीन पर ही 
कम्बल विछा कर बैठ गए। मकान तो खैर जगल मे होता ही कहा से, 
वृक्ष भी नहीं थे। आधी धूप और आधी छाया मे बैठे हुए श्राचार्यश्री 
मुस्करा रहे थे और पानी पी रहे थे। जो इतनी थोड़ी-सी सामग्री मे भी 
हस सकता है उसकी हसी को आखिर कौन रोक सकता है ? श्रान्ति 
झौर वलान्ति के स्थान पर वहा शाति भर सौम्यता उनके चेहरे पर खेल 
रही थी। यह उस साधक की साधना का ही प्रभाव था कि कार मे 
चलने वाला व्यवित श्रपनी ही कार की छाया मे आश्चय पाए हुए सत के 


१३१ 
चरणों मे वैठकर आनन्द के भ्रथाह अम्बुनिधि मे डूबता उतराता था । 


आ्राचार्यश्री जहा भी जाते है वहा स्वयं ही एक भीड इकट्ठी हो जाती 
है। यात्री लोग तो साथ रहते ही है पर स्थानीय व्यक्तियों की उत्कठा 
भी कम नही रहती । स्वत. ही एक सभा जुड गईं। मुनिश्री नेमीचन्दजी' 
मे ग्रामवासियों को भ्रणुत्रत का सदेश दिया। तदनन्तर कुछ क्षणो के 
लिए स्वय आचायंश्री भी सभा मे पधारे। बातचीत के बीच आराचार्यश्री 
ते चौ० पृथ्वीसिंह सरपच ग्राम पचायत से पूछा--क्यो सरपच साहब ! 
श्रापने सतो का स्वागत किया ? चौधरी कुछ हिचकिचाया और सकोच- 
सस्पष्ठ शब्दों मे वोला--हाँं, मै कुछ दूर स्वागत करने के लिए सामने 
गया था । रुपये पैसे और भूमि तो श्राप लेते नही तव उससे बढ़कर मैं' 
झौर कर ही क्या सकता था । 


आचार्यश्री--आ्रप अश्रपती सबसे प्यारी चीज भेंट कर सकते थे | 
चौधरी को असमजस में पडा देखकर आचार्यश्री कहने लगे--सतो का 
स्वागत तो अपने जीवन को उन्नत बनाने से ही हो सकता है। जीवन मे 
यदि कोई बुराई या व्यसन हो तो उसे छोड देना ही सतो का सच्चा 
स्वागत है। वया आपके यहा मद्य का प्रचलन है ? 


चौधरी--हा, यहा मच्च खूब चलता हैं और मैं स्वयं भी मद्य: 
पीता हू । 


श्राचार्यश्री--क्या उसे छोड सकते हो ? 


चौधरी--सभव नही है। कहना सहज होता है पर जीवन भर 
प्रतिज्ञा का पालन करना दुप्कर होता है! हम लोग नेताश्रो के सामने 
बहुधा बुराइया छोडतें के सकल्प किया करते हैं, हाथ उठा उठाकर 
प्रतिज्ञाए भी लेते है पर उनका पालन नही करते । क्योकि वहा प्रवाह 
होता है जीवन पर प्रभाव नहीं । 


श्श्र 


झ्राचायंश्री इस प्रकार २० मिनट तक सरपच से उलभे रहे । वार- 
बार सरपच के हृदय मे मद्य-मुक्ति की हिलोरें उठती पर दूसरे ही क्षण 
इस महान्‌ उतरदायित्व से वह काप जाता । एक प्रवुद्ध व्यक्तित्व उसके 
सामने खडा था। जो उसे वार-बार व्यसन-विरक्ति का सदेश दे रहा 
था! आखिर वह लुभावना व्यक्तित्व काम कर गया और बुराई पर 
भलाई की जीत हो गईं । एक अ्रव्यकत विचार तरग उसके शअन्‍न्तर को 
छू गई और सरपच ने हाथ जोडकर आ्राजीवन शराब नही पीने की 
प्रतिज्ञा कर ली। उपस्थित जन समुदाय ने नौ वर्षो से चले आने वाले 
अपने सर्वे प्रिय सरपच का न केवल तालियो की गडगडाहट से ही स्वागत 
किया अपितु एक के बाद एक इस प्रकार दसो व्यक्तियों ने खडे होकर 
उसका श्रनुगमन भी किया। एक साथ एक विचार कान्ति सब मे अभि- 
व्याप्त हो गई। भले ही कुछ लोग साधुश्रो की साधना को निर्ंक 
समभते हो पर वे सत्य ही समभ रहे हैं, ऐसा नही कहा जा सकता । 


६-२-६० 


श्राचायंश्री वृक्षों से श्राच्छादित जी० टी० रोड छोडकर जहा कार्टो 
और ककरो से परिपूर्ण राजगढ़ रोड पर चल रहे थे, वहा बडे-बडे आराम- 
देह महलो भौर मदिरों को छोडकर किसानो की छोटी तय और अर 
आच्छन्न फोपडियों मे भी ठहर रहे थे । जैसा आनन्द उन्होने राष्ट्रपति 
भवन मे राष्ट्रपतिजी से मिलकर किया था वही आनन्द वे उन कोपडियो 
में गरीब किसानो से मिलकर अनुभव कर रहे थे | सतजन अपनी छोटी- 
मोटी चादरों से झञमियाना वना कर सूर्य की प्रचण्ड रद्मियों से अपना 
बचाव कर रहे थे । वही भोजन और वही अध्ययन । अलग-अलग कमरे 
वहा कहा से आते । यात्री लोगो पर भी उस क्रिया की प्रतिक्रिया हुए 
बिना नही रही । वे भी विना किसी छाया और ओट के सडक के किनारे 
पर अपना घर बसाकर झानन्द सना रहे थे । वातानुकूलित भवनो मे रहने 
वाले व आरामरेह कारो मे चलने वाले व्यक्ति भी धूप और धूल मे बिना 
किसी सकोच के झानत्द मना रहे थे । कया यह पदार्थ बहुल भौतिकवाद पर 
प्रित्याग-पुष्ठ अध्यात्मवाद की विजय का एक शुभ-दर्शन नही था ? ऐसा 
लगता था भानो विज्ञान पर दर्शन के विजय-चिह्न अकित करने के लिए 
कोई देवटूत ही इस घरा-धाम पर उतर आए हो। आचार्यश्री इतनी 
तप्त्या कर रहे थे तभी तो लोगो मे खुल कर कप्ट सहने की प्रवृत्ति पनप 
रही थी। सच है पानी जितने ऊचे स्थान से आता है वह उतनी ही 
ऊचाई तक नलो द्वारा पहुचाया जा सकता है । 

लोगो के श्राग्रह को नहीं ठाल सकने के कारण स्वय आचारयेश्री दवार- 
द्वार पर भिक्षा के लिए गए । लोगो में हर्ष का अपार पारावार उमड़ 


4२३४ 


पडा । लेकिन उससे भी बढकर जो एक सवेदन मन को स्पृष्ट कर रहा 
था--बह यह था कि भिक्षुक के दान पाने की अपेक्षा दानी दान देने के 
लिए अ्रधिक आतुर थे । जहा प्राप्ति की आकाक्षा रहती है वहा हाथ 
स्वय ही रुक जाता है। इसीलिए तो कहा गया है--त्याग ही सबसे बड़ी 
प्राप्ति है। हमने अ्रनेक बार देखा है सदान्नतों मे ढोगी साधु बार-बार 
पक्ति में बैठकर दान पाना चाहते हैं। इसलिए उनकी भयकर भरत्सना 
होती है। सच्चे साधु कुछ लेना नही चाहते तो उनकी मनुहारें होती हैं। 
तेरापथ समाज की दान-पद्धति सचमुच बडी वेजोड है। वह इसलिए 
नही कि हम तेरापथी हैं पर इसलिए कि उसके कारण द्वाता दान देकर 
अपने को उपकृत समभता है । 


१०-२-६० 


भुषा मे एक मुस्लिम भाई आचायेश्री के दर्दंनाथें झाया। कुछ 
बातचीत भी उसने की। तृप्ति भी उसे हुई। जाते जाते बोला-- 
श्राचार्यंजी ! यदि आपको एतराज न हो तो मैं चरण स्पर्श करना चाहता 
है। मैं मुसलमान हू अतः मेरे स्पर्श करने से झपको स्तान तो नहीं करना 
पड़ेगा ? श्राचार्यश्री थोड़े से भुस्काएं और बोले--मनुष्य की महत्ता 
उसकी मनुष्यता मे है। वहां जाति, वर्ण और रण का कोई प्रश्न नहीं 
उठता | घटना साधारण थी पर अपने पर वह जो भार युगो से ढोकर 
ला रही थी उसने उसे असाधारण बना दिया । 


वहा से राजगढ़ चौदह मील दूर था। मार्ग मे आठ नौ मील पर कोई 
गांव नही था । केवल रेलवे लाइत पर काम करने वाले हरिजनो के पाच- 
छ. छोटे-छोटे क्वार्टर थे । आचार्यश्री ने तो वहा रहने का निशेय कर 
लिया, पर हरिजन भाई जरा सकोच कर रहे थे। वे सोच रहे भे---एक 
भहान्‌ सत हमारे छोटे-छोटे घरो में कैसे 5हरेगा ? पर जिसने प्राणी 
भात्र मे समत्व बुद्धि की घोषणा की है वह इन छोटे-छोटे जातीय भग़ों 
भे कैसे उलक सकता था ? शाखिर आचार्येश्री वही ठहरे। प्रवन्धकों ने 
णी जान से सेवा करने का प्रयास किया । वे सारे अनुकूल साधन जुटा 
सके या नही श्रथवा जुटा सकते थे या नही यह प्रश्न इतने महत्व का नही 
था जितने महत्व का उनका भवित भरा व्यवहार था। 


११८२-६० 


झाज श्राचार्यश्री राजगढ़ में प्रवेश कर रहे थे । राजगढ़ हमारा 
चिर-परिचित गाव था। शभ्रत इस छोर से उस छोर तक न केवल सड़के 
ही तोरण द्वारो भर भडियो से भ्राकीर्ण थी, अपितु हजारो-हजारो 
नागरिको से भी वे सकुल हो रही थी। श्रद्धालुओं का हृदय उछल-उछल 
कर हाथो मे थ्रा रहा था। आचायेश्री इससे पूर्व भी अनेक बार यहा 
श्राए हैं। परन्तु आज का हृदयोल्लास तो श्रपूर्वे ही था। पहले आ्चायंश्री 
तैरापथ के एक आचाये के रूप मे देखे जाते थे अरब वे अ्रणुन्नत-आतन्दोलत 
के प्रवर्तक के रूप मे देखे जाते हैं। जनता बाह्य आकार को बहुत देखती 
है अन्तर को देखने का अभ्यास शअ्रपेक्षाकृत कम भ्रौढ होता है । यदि तोग 
आचार्यश्री के हृदय को अच्छी तरह से पढ़ पाते तो ज्ञायद उनके 
अभिनन्दत का क्षेत्र और भी भ्रधिक व्यापक हो जाता । 

राजगढ़ के स्वागत समारोह की तैयारी भी भ्राचार्यश्री के अनुरूप 
ही थी । सबसे पहले जब कुछ हरिजनो और नाइयो ने परिषद्‌ के बीच 
खड़े होकर मद्य पान का त्याग किया तो वातावरण में एक अभिनव 
लहर सी दौड़ गई। श्ाचायंश्री का हृदय भी हे से उत्फुल्ल हो उठा । 

तगरपालिका के सदस्यों ने लम्बे समय से चले आते झ्रापसी संघर्ष 
को मिटा देने का सकल्प कर आचायेश्री का स्वागत किया । 

यदि सभी सत लोग सदा ऐसा ही करते चले तो क्या उत्तके प्रति 
जनता के मन मे श्रद्धा का उद्रेंक नही हो सकता ? 


१२-२-६० 


आज का मुकाम शादुलपुर था| आचायंत्री ने यहा सक्षिप्त-सा प्रव- 
चन दिया। इतने में एक वृद्ध व्यक्ति खडा हुआ और मचपान तथा 
घूम्रपात त्यागने की प्रतिज्ञा करने लगा । सारी सभा की आखें उस पर 
केन्द्रित हो गई भ्रौर एक आश्चर्य-मिश्रित हप-ध्वनि सारे वातावरण में 
व्याप्त हो गई। लोग वातें करने लगे वह व्यवित्त जो प्रतिदिन दो बोतलें 
शराव पीता है, क्या सचमुच ही भराव पीना छोड देगा ? अनेक आदकाए 
मत्त मे खडी हो रही थी। पर क्या श्राशकाश्रो के आधार पर हम व्यवित 
का उचित अकन कर सकते हैं ? शायद नही । झ्ाशका के लिए भी स्थान 
है पर उसका क्षेत्र भिन्‍त है। यदि कोई व्यक्ति श्रात्म-प्रेरित होकर 
कष्वेयुख बनना चाहे और उसका अविश्वास ही किया जाये यह आवद्यक 
नही है। आचायंश्री विश्वास लेते हैं और विश्वास ही देते है । इसीलिए उन्हें 
सव जगह सफलता के दर्शन होते है। मुनिश्री नथमलजी मे ठीक ही लिखा 
है--“विश्वास किया जाता है, कराया नही जाता । जो कराया जाता है 
वह विश्वास नही होता ।” उपस्थित जनता ने भी इस वात पर इसलिए 
विश्वास कर लिया कि वह सब आाचार्येश्री के सामने हो रहा था। एक 
संत-पुरुष के सामने की जाने वाली प्रतिज्ञा के बारे में सदेह बहुत ही कम 
होता है । उस व्यवित पर भी इतनी परिपद्‌ के वीच प्रतिज्ञा करने से एक 
बडी भारी जिम्मेवारी आ गई। श्रव उसके लिए कही खुले मे मद्यपान या 
धूअपान इसलिए भसभव हो गया कि उसके परित्याग की साक्षी देने वालो 
की सल्या इतनी वडी थी कि उसका तिरस्कार नही किया जा सकता। 

७ 


4 ३-२-६० 


मध्याह्ञ की चिलचिलाती धूप मे झाचार्यश्री चल रहे थे कि उन्हे एक 
सवाद मिला “कुछ साध्विया दर्शन करना चाहती है।” शआ्राचार्यश्री ने 
उस सवाद को इसलिए श्रधिक महत्व नही दिया कि साध्विया दर्शन तो 
कल कर ही चुकी हैं भ्रत. श्राज क्यो व्यर्थ ही समय बित्ताया जाए। पर 
दुसरे ही क्षण उन्हे यह पता चला कि उनके पास पानी नही है और वे 
पाती के लिए झा रही है तो तत्क्षण आचार्यश्री ने धूप में ही अपने पैर 
रोक लिए । साध्विया आईं दर्शन किये और कतकत्य हो गईं। आचार्यश्री 
ने वात्सल्य-पूरित शब्दों मे कहा--क्यों पानी चाहिए ? साध्वियो ने इस 
गभीर घोष मे जलघर के दर्शन किए और निवेदन किया--हमें पानी 
नही मिला है अ्रतः कुछ पानी की जरूरत है। आचार्यश्री के पास भी 
पानी की अल्पता तो होगी ही पर हम जल-याचना के लिए विवज्ञ हैं। 


श्राचार्यश्री ने उसी क्षण साधुओं से कहा--सभी साधु थोडा-थोडा 
जल साध्वियों के पात्र मे डाल दो । साध्वियो ने अपना पात्र श्रागे कर 
दिया और साधुओ ते अपने-अपने पात्र में से पाती डालकर उस पात्र को 
भर दिया। याचना इसलिए हुई कि उसकी अत्यन्त आवश्यकता थी। 
झौर उसकी पूर्ति की सभावना ही नहीं निश्चित विश्वास था। दान 
इसलिए हुआ कि उसकी अत्यन्त झ्रावश्यकता थी और प्रमोद-आप्ति का 
सभावता ही नहीं विव्वास था। यदि यही आवश्यकता ओर विश्वास 
सारे जग मे आच्छत्न हो जाए तो क्या ससार से ऐसा सब कुछ दूर नहीं 
हो जाएगा जो दु ख शब्द से अभिहित किया जाता है । 


१३६ 


श्राचायश्री और साधु लोग पैदल चलते हैं इस विचार ने कुछ श्रावक 
लोगो को भी पैदल कर दिया । हासी के कुछ कार्यकर्ता इसीलिए मोटर 
होते हुए भी पैदल चलने लगे । पर गहरी वालू ने उन्हे भ्रधिक दूर नही 
घलमे दिया । थकंकर बैठ गए । मोटर की प्रतीक्षा करने लगे। मोटर 
आई तो उसमे वैठकर श्रागे निकल गए । बीच में झाचायंश्री मिले तो 
देन किए। आचार्येश्री ने कहा--बस | बस मिल गई इसलिए पैर फूल 
गए। 

कार्यकर्ता--नही हमारा वालू में चलने का अभ्यास नही है । इसलिए 
धक गए, मोटर मे भ्रा गए । 


श्राचार्येश्री ने कहा---यही तो साधु जीवन और गृहस्थ जीवन मे 
प्रन्तर है। गृहस्थ यदि चाहे तो वाहन में वैठ सकते है भौर चाहे तो पैदल 
चल सकते हैं। साधुओ के लिए तो एक ही विकल्प है। उन्हे तो हर हालत 
में पैदल,हो चलना पडता है। 


१४-२-६० 


आचायेंश्री अपनी लम्बी पद-यात्राओ्रो मे जहा सैकडो ग्रामो मे रक-एक 
कर नैतिकता की शख-ध्वनि सुनाते है वहा समयाभाव के कारण हजारो 
गावो में रुक भी नहीं सकते । श्राज भी देवीपुरा गाव से ग्रुजरते हुए 
आचायंश्री को वहा के निवासियों ने घेर लिया। सभी ने विनियावनत 
होकर वन्दन किया और खडे हो गए । सरपच बच्छराज आगे आया और 
कहने लगा--क्या आज आप यहा नही रुक सकते ? 

आचार्यश्री--हमे अभी भागे जाना है। वहा का प्रोग्राम वन चुका है। 

सरपच--क्या थोडी देर के लिए भी झाप नहीं रुक सकते ? 

मृदुता मनुष्य को विवश कर देती है। आचार्यश्री को भी पिघलना 
पड़ा और कुछ देर वहा उपदेश करना पडा। उपदेश के बाद सरपंच 
पूछने लगा--क्या नेहरूजी नास्तिक है ? 

आचार्यश्री---इससे पहले कि मैं आपके प्रइन का उत्तर दू, आप ही 
मेरे कुछ प्रदनों का उत्तर दे दीजिए । क्या नेहरूजी सत्य और श्रहिसा में 
विश्वास नही करते ? क्षमा और मैत्री क्‍या उन्हे श्रप्रिय है ? क्या वे 
जीवन के छोटे-से-छोटे व्यवहार से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक समता 
और शाति का समर्थन नही करते ? 

सरपच--यह तो है, पर वे किसी धर्म विशेष--मदिर, मस्जिद, गिर्जा, 
गुरुद्वारा श्रादि के उपासक तो नही है । 

आचार्यश्री--धर्म, उपासना से अधिक श्राचरणु का विषय है। वह 
किसी स्थान-विशेष, दित-विशेष या चर्या-विशेष में नही वधता । वह तो 


१४१ 


जीवन का अभिन्‍न सहचर है उत्मुक्त और अनिवार्य । 

सरपच--पर वे हमे करिधर ले जाना चाहते है ? साम्यवाद की ओर 
था समाजवाद की ओर ? 

आचार्यश्री--मेरे अपने व्यवितगत विचार से मु्भे ऐसा नही लगता 
कि वे हिंसा के समर्थक हो ? वे अहिसा और मैत्री के माध्यम से देश को 
समता की ओर ले जाना चाहते है! समता केवल साम्यवाद से ही झा 
सकती है ऐसा उनका विचार मुझे नही लगता । 

सरपच--क्या आपने चीन के विषय मे नेहरूजी से वातचीत की 
थी। भ्राज चीन भारत की सीमा का अतिक्रमण कर रहा है यह क्या 
हमारी तिब्बत सम्बन्धी नीति का परिणाम नही है ? 

आचार्यश्री--हा बातचीत के प्रसग मे उन्होंने मुझे कहा था-- 
सभव है हमारी तिव्वत नीति से चीन कुछ रुष्ट हो गया हो । पर इसका 
भुल कारण तो उसकी साम्राज्य-विस्तार की नीति ही है। वर्तमान घट- 
नाञ्रो से उत्तकी विस्तार भावना को वेग मिल सकता है। पर हम उस 
और से असावधान नही हैं। 


आचायंश्री ने उन्हे घोर तपस्वी मुनिश्री सुखलालजी के बारे में 
बताया तो वे कहने लगे---हा, इस सम्बन्ध में मुझे कुछ मालूम तो है । 
पर एक प्रदन मेरे मन में वार-बार उठता रहता है। क्या आपके अनु- 
शासित संघ में भी इस प्रकार के अवैध अनशन हो सकते है ? 

उनका ख्याल था कि भुनिश्री अपनी विसी माग को लेकर भ्रनशन 
कर रहे हैं। पर आचार्येश्री ने उन्हे बताया कि यह कोई सत्याग्रह नहीं 
है अपितु आत्म-साधना की दृष्टि से वे ऐसा कर रहे है। हमारे और 
उनके पूज्य आचार्यश्री कालूगरिए ने अपने जीवन में साठ वसन्त देखे ये। 
जब वे स्वगंगामी हुए तो उन्होंने भी सकलप कर लिया था कि 
औभे भी अपने गुरु से अधिक नहीं जीना है । इसीलिए उन्होने तपस्या 


१४२ 


के द्वारा अपने शरीर को $श कर लिया था भर अब प्रनश्नन कर रहे हैं। 

कुछ लोगों का ख्याल है कि अनशन एक प्रकार की आत्महत्या ही 
है । पर देश सुरक्षा के लिए किये जाने वाले श्रावश्यक बलिदान यदि. 
आत्महत्या नही है तो आात्मशाति के लिए किया जाने वाला अ्नकझ्षन झात्म- 
हत्या कैसे हो सकता है ? 


आजकल लोगो ने अनद्न शब्द को बहुत सस्ता कर दिया है। 
छोटी-छोटी बातो को लेकर आमरण अनदन कर देते हैं। इसीलिए, 
लोगो को उसमे आत्म-शुद्धि की सुगन्ध नही झाती। वर्तमान युग मे श्रन- 
शन का अचूक शस्त्र के रूप मे प्रयोग करने वाले महात्मा गाधी भी 
शायद आज उसका स्वरूप देखकर कुछ चिन्तित ही होगे । 


इन सबके अतिरिवत उन्होने गणुतस्त्र भूदात तथा भारत की नैतिक 
स्थिति के बारे में भी अनेक प्रश्न पूछे । इस छोटे से गाव मे इन महत्त्व- 
पूर्णां प्रबयो पर विचार करने वालो का मिल जाता देक्ष के प्रजातानिक 
ढाचे के विकास का ही परिशाम है। साथ ही सतों से प्रदत पूछने के 
पीछे उनके ये ही विचार काम करते है कि सत हमे सही स्थिति ही 
बतलाएगे । हमे भी इल सब प्रश्नोत्तरो को सुनकर ग्रच्छा आनन्द आया। 


छः 


१३०२-६० 


साधुओों के एक हाथ में विदाई है और दूसरे हाथ मे स्वागत है। 
स्वागत शब्द आज एक समारोह के अर्थ मे रूढ हो गया है । पर साधुओं 
का तो यदि वे सही अर्थ मे साधु है, तो पग-पग पर स्वागत ही है। स्वागत 
माने मन में रही श्रद्धा की अभिव्यवित । साधुझो के प्रति जनता मे 
स्वाभाविक श्रद्धा होती हैं वह स्वागत ही तो है । श्राचायेश्री इस रूढिगत 
ध्वागत को अधिक महत्त्व नही देते । पर वे श्रद्धालु लोगो की भावना को 
तोडना भी नहीं चाहते । इसीलिए झ्राज भी स्वागत का कार्यक्रम रखा 
गया था । अनेक सस्थाओ की सक्रियता का एक अग यह भी है कि किसी 
विशेष व्यक्तित्व के सम्पर्क से वे अपनी गति-विधि को केन्द्रित कर सकें! 
इसीलिए भ्राज अ्रनेक सस्थाओरो ने आचार्यश्री का स्वागत किया। मुनिश्री 
चम्पालालजी तथा मुनिश्री चन्दनमलजी ने भी अपनी सुमधुर सग्रीत 
ध्वनि से वातावरण को एक वार भकृत कर दिया। नगरपालिका के 
भ्रव्यक्ष श्री दुर्गादततजी ने अभिनन्दन-पत्र पढा । 


दूसरे प्रहर में स्वागत हुआ था तो ठीसरे मे विदाई हो गई । जब” 
तक आचारय॑श्री नही पघारे थे तब तक प्रतीक्षा थी। प्रतीक्षा ने आगमन 
को भ्रवसर दिया, आगमन ने विदाई को श्रवसर दिया भर विदाई ने फिर 
प्रतीक्षा को अवसर दे दिया। चुरू एक वहुत बडा क्षेत्र है। यहा अविक दिनो 
तक रहना आवश्यक था । पर उधर तपस्वी मुनि की स्थिति ने श्राचार्यश्री 
के पैरो में गति भर रखी थी। इसीलिए आराचार्यश्री यहा श्रधिक नहीं 


शडड 


ठहर सके । चुरू से प्रस्थान करने से पहले आचार्यश्री फाल्गुन कृष्णा 
पच्रमी तक सरदारशहर पहुंच जाना चाहते थे। पर चूकि तपस्वीजी 
जीवन के अतिम किनारे तक आ पहुचे थे | अतः आचार्यश्री को अपनी 
गति मे और भी वेग भरता पडा । फलत साथ ३ मील के विहार के 
स्‍थान पर नौ मील का विहार करना पडा । 


१६८२-६७ 


सरदाख्ाहर से थोडी-थीडी देर मे सवाद आ रहे थे कि तपत्वीजी 
का जीवन-दीप अब बुभने ही वाला है। पर अ्राचार्य श्री को विश्वास था कि 
उनके जाने से पहले तपस्वी चिर-निद्रा मे नही सोएगे । इसीलिए झ्राज 
उदासर से विहार करते ही श्राचायंश्री ने मित्र-परिपद्‌ के स्वयंसेवक से 
पूछा--घडी मे कितने वजे हैं। उसने कहा---सात बजकर इवकीस मिनट 
हुए है। 

आचारयंश्री--तव तो हमारा काम भी इक्कीस ही होगा । 

पचास कदम आगे चले होगे कि सामने से एक साड दाईं ओर से 
ब्रात्ता हुआ मिला ! आचायंश्री ने कह्ा-- जाते ही तपस्वी का काम सिद्ध 
हो जाएगा ऐसा लगता है | 

श्राचार्यश्री फूलासर से कुछ ही भागे वढे थे कि भवरलालजी दुगड़ 
तथा सम्पतमलजी गधैया सामने से आते दिखाई दिये ! उनके निकट 
श्राते ही झ्राचार्यश्री ने पुछा---तपस्वी की क्या स्थिति है ? उन्होंने निवे- 
दन किया--उनकी स्थिति बडी नाजुक है ) अ्रच्छा हो आप श्रभी सीधे 
सरदारशहर हो पधार जाएं। सरवारक्वहर उदासर से पन्द्रह मी 
पडता था । रास्ता बिलकुल ठीवों का था | वाल गम हो चुकी 
थी । इसीलिए भ्राचार्यश्री कूछ देर वीच में ठहर कर मध्यात्न मे 
२वजे वहा पहुचना चाहते थे। पर उनका यह सवाद सुन कर 
उन्हे बहुत जल्दी अपने निर्शाय में परिवर्तत करना पडा । परिणामतः 
बीच मे केवल आधे घण्टे मे कुछ हल्का-सा नाइता कर आचार्यश्री तत्क्षणा 
सरदारदाहर की ग्रोर चल पडे। साथ में दो-चार साधु थे। बाकी साधु 


(४६ 


चीरे-धीरे भ्रा रहे थे और आचार्यश्री चार मील प्रति घण्ठा की गति से 
सरदारशहर की ओर बढ रहे थे । 


इधर क्षण-क्षण मे तपस्वी मुनि की स्थिति चिताजनक हो रही थी। 
प्रतीक्षा में मिनट भी घण्टो जैसी लगने लग जाती है । बारह वज चुके 
थे। तपस्वी की नाडी ते चलने से इन्कार कर दिया था। सबके मन में 
सशय स्थान पाने लगा कि वे अतिम सास मे श्राचार्यश्री को अपनी आखो 
की पुतली मे प्रतिविम्बित कर सकेगे था नहीं ” पर साढ़े बारह बजे तो 
आचाय॑श्री इस भयकर गर्मी मे पसीने से लथपथ होकर तपस्वी के सामने 
पहुच ही गये । आते ही आाचायंश्री ने कहा--लो घोर तपस्वी | हम तुम्हारे 
लिए झा गये है । एक बार आख तो खोलो। यद्यपि तपस्वीकी बाह्य चेतना 
लुप्त हो चुकी थी पर श्रन्तब्चेतना उनमें थी, यह स्पष्ट था। उन्होने 
एक-दो बार आख खोली और फिर सदा के लिए बद कर ली। उनके 
प्राश-पखेरू मानो आचार्य श्री के दर्शन के लिए ही रुके हुए थे । आचायेश्री 
के आते ही वे अज्ञात स्थान की ओर उड गये । अतिम समय मे उनके 
मुख-मण्डल पर शाति खेल रही थी। वह व्यक्ति जिसने अपने जीवन 
भे अनेक लोगो को तपस्या की ओर प्रेरित किया था, आज एक वीर 
सैनिक की भाति जीवत और मृत्यु के रण मे सदा के लिए सो गया । 


रात्रि में प्रार्थना के समय ब्राचायंश्री ने उनकी सफलता को इंगित 
कर एक दोहा कह उन्हे श्रद्धाजलि समर्पित की--- 
भव्रोतर तप ऊपरे, भ्रवशन दित इकबीस। 
घोर तपत्वी सुख भुनि, सार्थक विश्वाबीस ४ 


१७-२-६० 


घोर तपस्वी का शरीर ज्यो-का-त्यो पडा था। पर चैतन्य उसमे से 
तिकल चुका था। एक नन्‍्ही-सी अदृश्य चेतना कितने बडे पुदूगल पिंड 
को अपने पीछे खीचती रहती है. इसका यह स्पप्ट प्रमाण था | पर यह्‌ 
तो जीवन की अनिवायय शर्त है। भ्रत आज प्रात्तकाल एक विज्ञाल जन- 
समूह के बीच उनकी अत्येप्टि कर दी गई । इससे पहले श्रावक लोग प्राय: 
मृत साधुओं के पीछे रुपयो की उछाल किया करते थे । पर इस श्रवसर 
पर वह नही की गईं। आचार्यश्री ने भी इसे उपयुक्त ही वताया | कुछ 
लोगों को यह नवीन परम्परा अजीव-सी अवश्य लगी पर सत्य को आखिर 
अस्वीकार कैसे किया जा सकता था ? सहख़्रो नेत्र उस तप पृत्त को अग्नि 
की लपटो में भुलसते हुए देखकर अश्ु-प्रवाह को नही रोक सके । पर 
जिन्होंने मृत्यु को महोत्सव मान कर उसका स्वागत किया था उसके लिए 
श्रासू बहाना क्‍या ठीक है ? कोई यदि अभ्रनशन नही भी कर सके तो भी 
उसे उनसे प्रेरणा तो लेनी ही चाहिए कि सहज रूप से आने वाली मृत्यु 
के क्षणों मे वह श्पने घैये को न खोये । वैसे तो जीवन के आदि क्षण 
से ही हम प्रतिक्षण मृत्यु की ओर अग्रसर होते रहते है । बहुधा दीपक 
जलकर राह दिखाता है, पर कभी-कभी वह वुझ कर ऐसी राह दिखा 
देता है कि भटकते हुओ को सहज ही मार्ग मिल जाता है | घोर तपस्ची 
ने अपने जीवन से अनेको को सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त किया था और भव 
वे निवृ त्त होकर सहत्नो लोगो के लिए श्रालोकदीप का काम कर रहे थे ॥ 
उस महान भ्रात्मा को कौन अपनी श्रद्धाजलि नही समर्पित करना चाहेगा ? 

छ 


श१घनर-६० 


पूर्व निश्चय के अनुसार भ्राज नौ बजे आचायंश्री प्रवचन पडाल में 
पधारे। श्राज का विपय था--मत्री मुनि कौ जीवन-काकी । सभी साधु- 
साध्वी एक अजीव उत्कण्ठा लिए बैठे थे । सबसे पहले मुनि श्रीसोहनलालजी 
ने मत्री-मुनि को श्रद्धाजली समर्पित करते हुए उनकी जीवन-गाथा 
को कुछ सोरठो और सरस गीतिकाओ मे प्रस्तुत किया । मुनिश्री मत्री 
भुनि के नाम मात्र से गदगद हो रहे थे। झाचायेश्री ने मत्री मुनि की 
स्मृति को सजीव करते हुए कहा--मैंने जब मन्री के स्वर्गंवास का सवाद 
सुना तो मेरा दिल इतना भारी हो गया जितना इन ३४ वर्षों मे कभी 
नही हुआ था । उन्होने गत वर्षों मे मरणान्त वेदनाए सही थी पर घोर 
तपस्वी स्व० मुनिश्री सुखलालजी तथा मुनिश्री सोहनलालजी (चूरू) 
ने उनकी जो परिचर्या की है वह सचमुच तेरापय सघ के लिए अपनी 
शौरव-परम्परा को सुरक्षित रखने की एक वात थी। उनके परिचर्या में 
रहने से मुझे कभी क्षण भर के लिए भी यह चिंता नहीं हुई कि 
भत्री मुनि की परिचर्या ठीक ढंग से हो रही है या नही ” इन दोनो ने 
उन्हे जो श्ञारीरिक तथा सानसिक समाधि दी है, उसे मैं कभी नहीं भूल 
सकता। 

मुनिश्री सोहतलालजी ने अपने सौभाग्य की इलाधा करते हुए 
कहा--गुरुदेव ! सचमुच मैं कितना सौभागी हु । आाचार्यवर ने अपने 
शतश साधुझो मे से मुझे ही उतकी सेवा का शुभ अवसर प्रदान किया | 
आपकी यह कृपा ही उसका निमित्त था। उसके आधार पर ही मैंने 
यत्‌किंचित सेवा की है। यहा एक बात कहनी अनुचित न होगी कि 


श्डट 


अन्य साधुश्रों की सेवा कर सफलता पाना सहज है पर मत्री मुनि की 
सेवा कर सफलता पाना जरा कठिन था । कारण यह था कि मत्री मुनि 
श्रपतती शारीरिक आवश्यकताश्रो के बारे में कभी किसी से कुछ नहीं 
कहते । हमे ही उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना पडता था। 


आचार्यश्री ने अपने प्रारूध प्रवचन को आगे वढाते हुए कहा-- 
यद्यपि सेवा का कोई पारितोपिक नही होता । फिर भी संघ मे इस प्रवृत्ति 
को प्रोत्साहित रखने के लिए कुछ पारितोपिक भी देवा चाहता हू । घोर 
तपस्वी मुनिश्री सुखलालजी ते तो अपना पारितोपिक अपने आ्राप ले 
ही लिया । मुनि सोहवलालजी यदि आ्राचार्यो के पास रहेगे तो सहाय्य- 
पति रहेगे और अन्यत्र रहेगे तो तिघाडपति रहेंगे तथा तीन वर्षों तक 
श्ग्रगामी पर लगने वाला कर उन्हें नही चुकाना पडेंगा। इसके साथ- 
साथ मुनि सोहनलाल (लणकरणसर), मुति नगराज, मुनि देवराज को 
भी तीन वर्ष की चाकरी माफ तथा पाच-पाच हजार गाथाए पारितोपिक । 

आचार्यश्री मतन्री मुनि के सस्मरण सुनाने मे इतने लीन हो गए कि 
धडी ने पूरा मध्यान्ह का सकेत कर दिया, इसका पता ही नही चला । 
श्रोता लोग भी उस स्मृति-सागर में अपने पर पडने वाले समय सलिल 
के बोक को जैसे भूल ही गए । उन्हे पता ही न चला कि वारह वज 
गए । 

आचाय॑श्री के ससार पक्षीय बड़े भाई मुनिश्री चम्पालालजी ने 
भी इस प्रसग पर मत्री मुनि से संत्रन्धित अपने कुछ अनुभव सुनाए । 


सरदारशहूर के लिए यह पहला ही अवसर था । 


२२-२-६० 


दोपहर के साढे वारह बजे हैं। अभी भर्भा दस मिनट पहले ही हम 
द्रस मील चलकर दुलरासर पहुचे है। फाल्गुन का महीता और राजस्थाव 
का यह वालुमय प्रदेश । ऊचे ऊचे टीवो पर उत्तरते और चढ़ने में 
कितना कष्ट होता है, यह जानने वाले ही जान सकते है। ऊपर से सूर्य 
तो तपता ही है, पर उसके प्रचण्ड-ताप को देखकर धरती भी तप्त हो 
जाती है। घरती यहा की नवनीत की भाति अत्ति सुकोमल है। पैर 
रखते ही मानो फूलों की शैया पर पडता है। पर उसकी भी आदिर 
एक सीमा होती है। सीमा से श्रतिक्रान्त होकर फूलो पर चलना भी 
असुहाना हो जाता है । जब पैर वालु पर पढ़ते है तो २ इच अन्दर गड़ 
जाते है । अतिणय मृदता भी आराखिर क्लेशकारक बन जाती है । वार-वार 
पैरो के निकालने मे ही इतना समय और जक्ति लग जाती है जितनी 
अगला कदम रखने में लगती है । 


ऐसी स्थिति मे भी आचार्यश्री एक साथ दस मील चलकर आए 
थे । उन्हे इतने-इतने लम्बे विहार करने की क्या आवश्यकता थी ? क्या 
वे किन्‍्ही मठाधीशों की भाति अपना मठ बनाकर आराम से नही रह 
सकते ? क्या वे भी अन्य जैन मुनियों की भाति नवकलपी विहार 
नही कर सकते ? पर बहुजन कल्याण की भावना का सदेश लेकर चलने 
वाला व्यक्ति मठाधीश्ञ और नवकल्पिक ही कैसे रह सकता है ” उसे तो 
सारे ससार को ही अपना मठ बनाना होगा और सहद्नकल्पी को सज्ञा 
को ओढकर ही चलना होगा ! 


"' १५१ 

एक समय था जब मत्री मुनि आचार्यश्री के साथ रहते थे तब 

सरदारशहर से यहा तक आने मे तीन चार दिन लग जाते थे । पर श्रव 

भन्री मुनि तो रहे नही । दूसरे वृद्ध सत घीरे-घीरे आ रहे हैं। झाचायंश्री 

जब इतने तेज चलते है तो वे लोग उनका सहगामित्व कैसे निभा 

सकते है? इतने में ही वस नही हो गया है श्रभी तक शाम को साढ़े 
तीन मील फिर चलना है । 


कुछ तो सरदारशहर से प्रस्थान करने मे विलम्व हो गया था और 
कुछ विहार लम्बा था। अत यहा पहुचते-पहुचते काफी थकावट प्रा 
गई। सभी लोग तृप्णाकूल हो गए। यदि मनुप्य भ्रकेला चले तो वह 
समय से चल सकता है श्र तेज भी चल सकता है। पर जो समाज को 
साथ लेकर चलता है उसे चनने मे भी विलम्ब हो जाता है और धीरे- 
धीरे भी चलना पडता है। आचायंश्री अपने साथ एक विशाल जन» 
समूह को लेकर चलते है। भ्रतः उन्हें विदा देने मे ही बहुत समय लग 
गया। जब सरदारशहर से विहार किया था तो इतना जन-समूह साथ 
था कि रोके नही रुक सकता था । उन्हे विदा देने में समय तो लगता ही ॥ 


आचायंश्री स्वयं खूब चलते है और दूसरो को भी खूब चलाते है। 
चलाते क्या है दूसरे स्वयं उनके साथ हो जाते है । विवश होकर नही श्रपने' 
आप। पुरुष ही नही स्त्रिया भी । युवक ही नही वृद्ध और वालक भी । 
श्राज भी साथ में काफी स्त्रिया भौर बच्चे आए थे । कूदते फादते और 
हसते खेलते । 


हु मे कोई तो रोटी खाकर आए थे और कोई भूले ही चल दिए। 
कुछ आगे चलने की नीयत से श्राए थे और कुछ अपने साथियो को देख- 
कर साथ हो गए । कुछ एक के माता-पिताओो को सूचना ही नहीं मिली 
होगी । श्रत वे वेचारे चिता करते होगे श्रपने वच्चो की । पर उनकी तो 
अपनी टोलिया चल रही थी । 


श्श२ 


बच्चों की एक टोली मेरे साथ हो गई । पाच चार वच्चे थे । सारे 
छह सात वर्षों से ऊपर नही थे । एक बच्चे के कधे पर प्लास्टिक की 
केतली लगाई हुई थी । वार-वार वे उसे बदल रहे थे। प्यास लगने पर 
एक ने पानी पीया और अपने साथियों को भी पिलाया। केत्तली खाली 
हो गई । सोचने लगे चलो वोक कम हुआ । पर श्रागे जब प्यास लगी तो 
कृण्ठ सूखने लगे | अब पूछने लगे गाव कितत्ती दूर है ? जो भी कोई 
मिलता उससे ही पूछते । थकने पर मनुष्य की यही दशा होती है। सद्क्‍्त 
मनुष्य किसी से कुछ नही पूछता । कमजोर--थका हुआ ही पूछता है 
गाव कितनी दूर रहा ।फिर जब दूर से गाव दीखने लगा तो कहने लगे-- 
भरे | वह गाव आ गया | पर भाव आया था या वे आए थे ? 


कुछ बहिनें तो इतनी थक गई कि आगे चल ही नहीं सकी । इला 
बहन और वसन्‍्त वहन उनमे प्रमुख थी वे गुजराती बहने राजस्थान 
की रेती को क्या जाने ? पहले तो खुशी-खुशी मे साथ हो गईं पर भ्रव 
चला नही गया तो छाया देखने लगी । छाया वहा कहा थी ? बहुत चलने 
के बाद कभी कोई जगली वृक्ष--खेजडा आता था। वह भी रास्ते से 
हटकर । वह भी छोटा सा । बैठने के लिए श्रपर्याप्त। उसके भी नीचे 
काठ । पर जो थक जाता है वह श्रच्छा दुरा कुछ भी नही देख सकता। 
भ्रत वे भी बैठ गई। साधुशो ने कहा--श्रव तो माव बहुत दूर नही है। 
पर आश्वासन कब तक काम दे सकते हैं। जो स्वय हार जाता है उसे 
प्रौत्साहत देकर जिताना बडा कठिन है । 


दुलरासर में मेला-्सा लग गया | चारो ओर मनुष्य ही मनुष्य दीख 
रहे थे | मोटरो और कारो का जमघट लग गया था | मध्याह्व मे आचारयश्री 
ने समागत लोगों तथा ग्रामीणों को उपदेश दिया और करीब तीन बजे_ 
वहां से फिर विहार हो गया । 


& 


२३६-२-६० 


गोलसर में हम लोग जैन भवन में ठहरे थे। जैन-भवन रतनगढ 
निवासी जुहारमलजी तातेड द्वारा अभी हाल ही में बनाया गया था। 
उनकी वडी भावना थी कि भ्राज तो झाचायंश्री यहा ही ठहरे । इसीलिए 
उन्होने बहुत प्राथंना की । पर आचारयश्री के पास इतना समय कहा 
था ? आचार्यश्री कहा करते है--भेरे पास अ्रनेक चीजों की वहुलता है 
पर समय की बहुलता नही है । बहुत सारे लोगो के पास समय की बहु- 
लता है अत यो ही वातो मे वैठे-वैंठे उसे बिता देते हैं। मेरा उनसे 
अनुरोध है वे अपने समय का दान मुझे कर दें । 


कलकतते से आते समय मार्ग मे रोकने वालो को वे समभाते--भाई 
हमे भ्रभी सरदारशहर जाना है। वहा हमारे एक वृद्ध साधु है, एक दूसरे 
साधु अनशन कर रहे हैं अत मुझे उनसे मिलता है। भ्रव मन्नी मुनि भी 
दिवगत हो चुके है और मुनिश्री सुखलालजी भी निवृत्त हो चुके है। 
सरदारशहर भी पीछे रह चुका है। पर आाचार्यश्री उसी वेग से चल रहे 
है। दिशताव्दी समारोह सामने जो है । तव तक हर हालत में राजसमद 
पहुचना ही पडेगा | अत इतना थोडा चलकर दिन भर कैसे रुका जा 
सकता है ? आचार्यश्री ने उन्हे बहुत समझाया पर वे किसी तरह नहीं 
माने । एक प्रकार से उनके नम्न अनुरोध ने हठ सा ही पकड लिया । भत- 
आज दिन भर और रात भर आचार्यश्री को गोलसर भरे ही ठहरना पडा । 


मैंने अनेको वार देखा है श्राचार्यश्री अपने निश्चय पर अडिग रहते 
है। जो कुछ कह देते है उसे भरसक पूरा करने का प्रयत्न करते है। 


श्शूड 


कोई उत्तके निश्चय में परिवर्तन करना चाहे तो वह प्रायः असफल ही 
होता है, किन्तु यह उनकी एक विशेषता है कि अपने निरचय पर वे सबको 
सहमत करना चाहते है । यदि कोई सहमत नही होता है तो उसे वारवाब 
समभाने का प्रयत्न करते हैं। यहा तक कि साधाररा व्यवहार की बातों' 
में भी वे साधु तथा श्रावको की सहमति को आगे लेकर चलते है । अनेक 
व्यक्तिगत प्रसगों पर कोई हुठ करके बैठ जाता है तो वे सहसा उसे 
निराश करना भी नहीं चाहते । उनका यह मत्र है कि भरसक भश्रपनी 
कठिताइया दूसरों के सामने रख दी जाए पर यथासभव किसी प्रार्थी के 
मन को नहीं तोडा जाए | इसीलिए यद्यपि आ्राज रात मे आचार्यश्री यहा 
नही ठहरना चाहते थे पर भक्तों की प्रार्थना के आगे उन्हे भुकना पडा, 
और रात यही बिताने का निश्चय करना पडा । 


आहारोपरान्त पजाव तेरापथी सभा के प्रध्यक्ष लाला शिवनारायणु 
अग्रवाल ने अपने साथियों सहित पजाव में भ्रधिक से अधिक साधु-साध्वियो 
को भेजने का निवेदन किया । उनकी प्रार्थना थी कि कम से कम १६ 
सिधाड़े तो उधर भेजे ही जाने चाहिए। आचार्यश्री ने उत्की प्रार्थना 
सुनी और यथासभव उसे पूर्ण करने का आश्वासन भी दिया । इसी प्रस्नग 
को लेकर श्राचार्यश्री ने साधुओ से कहा-- 


“हमारा सघ वर्तमान मे प्रगतिशील धर्म-सघो मे से एक है! आज 
ऐसे धर्म-सधो की आवश्यकता है जो रूढिवाद से परे शुद्ध अध्यात्म-भाव 
से जन-जन के आरात्मधर्म का स्पर्ण करें। हम इसी दृष्टिकोश को लेकर 
आगे बढना चाहते हैं---और वढ रहे हैं। इसीका यह परिणाम है कि पंजाब 
में इन थोड़े से वर्षो मे न केवल हमारा प्रवेश हुआ है अपितु कुछ-कुछ 
सफलता भी मिलने लगी है। साधुओ ! तुम लोग दृढता से झागे वढते जागो 


मुझे अपने कार्य मे जरा भी साम्प्रदायिकता की गध नहीं आती। यदि 
साधु लोग वहा जमकर काम करें तो मुझे पजाव मे अनेक सभावनाएं 


१५५ 


दृष्टिगत होती हैं। वैसे हमारी परम्परा के अनुसार हमे प्रतिवर्ष चातुर्मासों 
का निर्धारण करता पडता है। पर उससे प्रसार मे कुछ बाधाए आती हैं, 
यह अनुभव हो रहा है। जो साधु जिस क्षेत्र मे एक वर्ष चातुर्मास के लिए 
जाते है, वे दूसरे वर्ष लौट भ्राते है या वुला लिए जाते है । जो थोडा-बहुत 
परिचय-सम्पर्क होता है वह टूट जाता है। दूसरे साथुओ को पुन परिचय 
में उतना ही समय लगाना पडता है। दूसरे वर्ष वे भी लौट आते है । इस 
प्रकार भ्रसार का क्रम जम नही प्राता है। अत अच्छा हो साधु लोग अ्रपता- 
अपना काये-क्षेत्र चुन लें भौर वही दुछ वर्ष जम कर कार्य करे | एक हाथ 
से होने वाला कार्य कुछ अधिक लाभदायक हो सकता है, ऐसा मेरा विचार 
है। यदि कोई साधु-साध्वी अपना कारये-क्षेत्र चुनना चाहे तो मैं उनके अनु- 
कूल व्यवस्था करने का प्रयास करूगा। पहले भी हमारे सघ मे ऐसा होता 
आया है। झ्ाज उसे पुनरुज्जीबित करने की आ्रावश्यकता है । ' 
साधु-जन काफी थे भर जैन-भवन छोटा था। दिन में तो हम लोगो 
ने किसी प्रकार भ्रपता काम चला लिया । पर रात्रिशयन के लिए स्थान 
पर्याप्त नही था । एक आदमी सो सके ग्हा दो आदमी वैठ तो सकते है, 
पर सो कैसे सकते है ? इसीलिए हम कुछ साधुझ्रो को जो दीक्षा-पर्याय मेछोटे 
थे, सोने के लिए बाहर दूसरे स्थान पर जाना पडा । गाव के एक गृहस्वामी 
ने अपने घर भे हमे रात-रात ठहरने की अनुमति दे दी थी। पर सायकाल 
सूर्यास्त के वाद जब हम वहा पहुंचे तो गृहस्वामिनी दरवाजे पर आकर 
खडी हो गई भर कहते लगी--हमारे यहा श्रापके ठहरने के लिए कोई 
स्थान नही है । एक तरफ तो अधेरा ग्ढता जा रहा था और दूसरी ओर 
जिस स्थान की आजा लेकर हम आए थे वह स्थान मिल नही रहा था। हम 
बडी दुविधा मे पड गए । सोचने लगे--आखिर रात कहा विताएगे ? हमने 
अयास किया गृहस्वामिनी को समकाने का--वहन ! हम तो साधु लोग 
है। सदा तो तुम्हारे घर रहेगे नही, रात-रात्त विश्राम करना चाहते है। 
आत काल अग्रले गाव चले जाएगे । श्रत रात-रात के लिए हमे स्थान 


 । 


देने मे तुम्हारे बया आपत्ति है ? 


वह कहने लगी नही. मैंते कह दिया हमारे यहा कोई स्थात नही है । 
हम आश्चर्यान्वित रह गए । 

हमने फिर कहा--वहन ' भले ही तुम हमें स्थान मत दो, पर ऐसा 
तो मत कहो तुम्हारे पास स्थान नहीं है। हमने दिन में देखा था कि 
तुम्हारे घर पर एक ओरा (कमरा) खाली पडा है। कृपया हमे असत्य 
समझाने के लिए तो विवण सत करो । इतने में गृहस्वामी भी जो अपना 
ऊट लेकर जंगल गया हुआ था, आ गया । हमने उससे कहा--भैया ! 
तुम्ही ने तो हमे दिन में कहा था कि रात में हम अपना स्थान आपको दे 
देंगे । श्रत उसी भावता से हम झा गए । भ्रब तुम्हारी पत्नी कहती है-- 
हम तो स्थान नही देंगे । तुम हमे दिन मे मना कर देते तो हम अपना 
दूसरा स्थान खोज लेते । पर अब बताओ्रो रात में कहा जाए ? वह भी' 
वेचारा निरुपाय था। कहने लगा--महाराज, मैं क्या करू ? स्त्रिया नही 
मानती हैं तो मै ग्रापको कैसे ठहरा सकता हु ? 


निदान हमको वहा से हटना पडा । रास्ता गदा था सो तो था ही । 
पर यहा झ्राज-कल अपने अपने घरी की सीमाश्रो को काटो से आ्राच्छादित 
किया जा रहा था अत्त सारे मार्ग मे यत्र-तत्र काटे बिछे थे इससे चले में 
बडी कठिनाई हो रही थी । भ्रधेरा भी बढने लगा था पर जाए भी तो कहा 
आ्राखिर दूसरे स्थान मे गए । वहा भी गृहपति ने स्थान देने से निषेध कर 
दिया । फिर तीसरे मकान मे गए । वहा एक परिचित व्यक्ति ने रात भर 
के लिए आश्रय दे दिया । हालाकि मकान साफ तो नही था। सर्दी से 
बचने के लिए भी काफी नहीं था। पर उसने भ्राश्रय देने की जो अनुकम्पा 
की वह क्या कम थी ? हुमे भी खुशी हुई कि चलो रात भर रहने के लिए 
मकान तो मिला। 


रात मे इन सब घटनाओं को स्मरण कर इतने हसे कि पेट दुखने 


१५७ 


लगा । कुछ लोग समभते है यहा स्थली-प्रान्त में सत-जनो को क्या कठि- 
नाई हो सकती है ” खूब आराम से रहते है। पर कभी जब रहने के लिए 
स्थान ही नही मिल सकता तो रोटी-पानी की तो वात ही अलग है ? 

हा, सतो को तो इन कठिनाइयों में भी हसना चाहिए । पर जो स्थिति है 
वह तो स्पष्ट ही है । 


रेड २-६० 


एक भाई ने अपनी सहोदरी भगिनी की शिकायत करते हुए कहा-- 
श्राचार्यवर | यह क्रोध बहूत करती है। बहन स्वय एम० ए० उत्तीणों 
विदुपी लब्की यी। एल० एल० थी० में वह पढ रही थी । इस दिनो 
श्राचायेश्री के दर्णना्थ आई हुई थी। झाचायंद्ी मे उसे श्रवसर पाकर 
पूछ ही लिया - क्यों नुम्द्दे गुस्सा बहत गाता है ? 
- हो, क्रोब तो मुझे भा जाना है । छोटी-छोटी बातों पर भी 
मैं गुत्सा हो जाती हु । 
आाचारयशी-जया कोष फरना अच्छा हई 
बहन--अ्रच्छा तो नहीं है, पर बया कर मेरी यह झादत ही 
गई हैं 
ब्राचायं भ्री--यह भादत अच्छी नही हे। नुए जैसी पढी-लिखी लड़की 
को यह कभी भोभा नहीं देता । तुम छुछ देर मोचो अपनी आदत को उसे 
छोड सकती हो | उसने सोचने में काफी समग्र विताबा झौर फिर कहने 
लगी--बआचार्य्रवर | मुर्के एक प्रतिन्ा करवाइये । 
श्राचार्य्षी--क्या प्रतिना ? 
बहुन--एक वर्ष के लिए बिल्कुल गुस्सा नहीं करना । 
आचार्यश्री--पर तुम्हारे लिए बया यह सभव है कि तुम गुस्सा करना 
छोड दो ? 
घहन-- सभव क्या नही होता मनुप्य के लिए । 
आचार्यश्री--देखना, बडा कठिन काम है । 


१५९ 


बहन--यह तो मैं जानती ही हू । पर जब गुस्सा करना मुझे छोडना 
ही है तो आज ही क्यो न छोड दू । 

आचार्येश्री--अगर गुस्सा भ्रा जाए तो ? 

बहन--श्रा जाए तो उस दिन नमक नहीं खाना । देखू वह कितने 

"दिन आता है । आचारय्यंश्री ने उसे प्रतिज्ञा करवा दी और उसने कर ली। 

साधु-सगति का यही तो फल है । दूर-ट्वर से आने वाले दर्शनार्थी यदि 
इसी भावना से आए तो लाभ स्वयं उनसे चिमट नही जाए ? पर केवल 
रूढि निभाना तो कोई विशेष महत्व नही रखता। दूर-दूर से श्राने वाले 
दर्शनार्थी शायद इस प्रसग को जरूर पढेगे । और ऐसी आशा करने का 
कोई कारण नही है कि वे इससे कुछ लाभ नही उठाएगे । 


मध्यान्ह में आचार्यश्री “हनुमान वालिका विद्यालय” मे प्रवचन करने 
पघारे | सूरजमल नागरमल की ओर से विशाल रूप से चलने वाले जन- 
हित के कार्यो में एक प्रवृत्ति यह भी चलाई जाती है। फार्म के वर्तमान 
भ्रधिकारी श्री मोहनलालजी जालान, जो यहा कार्यवश आए थे, प्रवचन 
में उपस्थित थे । उन्होने झ्राचार्यश्री का स्वागत करते हुए कहा---आचार्य॑- 
श्री देश की छोटी-छोटी और छोटे-छोटे लोगो तथा बच्चो की समस्याओ 
को उतना ही महत्व देते है, जितना वडी-बडी तथा बडे-बडे लोगो की 
समस्याझ्रो को महत्व देते है । यह वडे ही हर्प का विषय है | हमारे इस 
छोटे से विद्या मंदिर मे आकर उन्होने अपनी इस प्रवृत्ति का परिचय 
दिया है । इसका हम हृदय से स्वागत करते है । 


2४-२-६० 


श्राज भी वही दस मील का विहार था । यहा मुनिश्री किस्तूरमलजी 
तथा मुतिश्री जयचन्दलालजी स्थिरवास मे हैं। मुनिश्री किस्तूरमलजी 
का पैर टूट जाने के कारण कई वर्षों से चलने मे अ्रसमर्थे हैं तथा 
मुनिश्नी जयचन्दलालजी की श्राखों की ज्योति सदा के लिए विल्ीन हो 
गई । इसीलिए चार साधु मुनिश्री नवरत्नमलजी के नेतृत्व मे गत वर्ष 
उनको सेवा में थे। सचमुच सेवा करना भी एक असि धारा ब्रत है। 
भुनिश्री किस्तूरचत्दजी तो बिना सहारे के उठ भी नही सकते। उनके सारे 
देहिक कार्य साधुओं के सहयोग से ही होते है। मुनिश्री जयचन्दलालजी 
भी चलने मे पर निर्भर हैं। क्योंकि शास्त्रीय-विधि के अनुसार विना 
देखे तो कोई चल नही सकता झौर इसलिए कि मुनिश्री जयचन्दलालबी 
श्रपने पैरों के नीचे आने वाले किसी प्राणी या पदार्थ को देख नहीं सकते, 
उनको दूसरों के सहारे ही चलना पडता है । पर दोनो साधुओं की सेवा 
व्यवस्था ऐसी सुधर है कि जितनी ज्ञायद कही-कही पृत्र भी पिता की 
नही करते | तेरापथ की यह सेवा-भावना ही सभी सदस्यों के मर को 
भविष्य की चिंता से मुक्त रखती है । 


मुनिश्री नवरत्नमलजी ने उनकी सेवा का सुयश् तो पाया ही परन्तु 
साथ ही साथ यहा के विद्याथियों मे भी उन्होने प्रशसनीय कार्य किया है । 
रात्री के शात वातावरण मे पचासो विद्याथियों ने समवेत स्वर में अपना 
कण्ठस्थ तत्त्वज्ञान आाचारयेश्री को नमूने के तौर पर सुनाया । जिसे सुन- 
कर आाचाय॑श्री बहुत ही प्रसन्‍त हुए । 


१६१ 


सचमुच ही झाज देश के विद्याथियों मे आत्म-जागरण की बड़ी भारी 
आवश्यकता है! वह भ्राज फैशन तथा सिनेमा जैसे वाह्य आकर्षणो में 
फसकर जैसे अपनी आत्म-सरक्षा को भूल ही गया है। इसीलिए उसमें 
अनुशासनहीनता के अ्रकूर, श्रकूर ही नही बल्कि वृक्ष भी फलते जा रहे 
हैं। बहुत से शिक्षा-शास्त्रियो को भी अब यह अनुभव होने लगा है कि 
शिक्षण मे अ्रध्यात्म-शिक्षा का भी स्थान रहना चाहिए। पर ये सब तो 
सरकार की वातें हैं। सरकार के सामने समस्याएं तो होगी ही । पर वह 
इस मामले में सुस्त चलती है यह तो स्पप्ट ही है। श्रनेक वार प्रइन 
उठाए गए है कि शिक्षा मे अध्यात्म का स्थान होना चाहिए। सरकार 
ने भी उसे स्वीकार किया है पर वह कार्य-रूप में कव परिणत हो सकेगा 
यह नही कहा जा सकता। कई सस्थाओं ने निजी तौर पर उसकी व्यवस्था 
जरूर कर रखी है। उसमे तेरापथी महासभा का भी श्रपना स्थान है | 
श्री केवलचन्दजी नाहटा इस सवन्ध में काफी प्रयास कर रहे है। पर 
उनका यह प्रयास अभी तक साधु-सतो के सहयोग मिलने तक ही सीमित 
, हैं। जहा साधु लोग नहीं हो वहा भी यह्‌ प्रयास बढ़ना आवश्यक है। 
यहा तो मूनिश्री नवरत्तमलजी तथा उनके सहयोगी साधुओं ने अच्छा 
काम किया है। यह न केवल समाज सुदृढता का ही प्रइन है बल्कि इसका 
महत्व तो इसलिए बहुत अधिक है कि इससे छात्रों में आत्मोदय की भावना 


घर करती है। तथा वे सच्चरित्र-सस्कारित होकर देश के सुयोग्य नाग- 
रिक बनते है । 


डूगरगढ के भाई-बहन यहा काफी सख्या मे उपस्थित हुए थे। उन्होने 
डूगरगढ़ पधारने का निवेदन भी किया। पर अभी वह सभव नही था। 


२६-२-६० 


क्र्दी विदा ले रही है भौर गर्मी प्रवेश कर रही हैं। दिन में की 
धूप पडती है और रात में मीठी-मीठी ठड। सक्रमण-वेला मे खतरे तो 
होते ही है। इसीलिए भ्रनेक साध ज्वर की चपेट में भरा गये। हंभारे 
“सहाय” मे कुछ साधु ज्वर ग्रस्त हो गये थे। तृतीया तक वीदीतेर 
पहुंचने का निरुंय पहले ही हो चुका था भ्रत यहां अधिक ठहरने का 
तो प्रवन ही नही रहा । आचायंश्री तो आज प्रात काल ही यहा से विहार 
कर देना चाहते थे। पर श्रावको के अत्यन्त आग्रह के कारण यहा से 
आज साय तीन मील का विहार कर लूनासर आये । ज्वरग्रस्त साधुग्रो 
को तो यही छोडना पडा। शआवको ने इस श्राघे दिन के लिए भी इतना 
जोर लगाया कि जितना शायद महीते के लिए भी नही लगाता पढ़े। 
समय पर छोटी चीज भी वडी हो जाती है। 


आज श्रष्टमी थी अ्रतः आवचार्यश्री को साथ श्राहर की ग्रावश्यकता 
नहीं थी । राजलदेसर से पानी लेकर चले थे उसे लूनासर तक पी लिया। 
सूर्यास्त तक शैष्र पाती को समाप्त कर सभी संत एक छोटीसी कृटिया 
में गुस्वन्दन के लिए पहुचे । गाव छोटा था और सत अधिक थे । प्रतः 
श्राचायश्री ने पहले ही भादेश दे दिया. कि सब साधु अपने-अपने सोने के 
लिए स्थान की खोज कर ले, नहीं तो फिर रात मे ठिठुरना पड़ेगा । हम 
लोग बहुत सारे स्थान देख आये थे पर उसके पास ही जहा श्राचायंश्री 
सोने वाले थे एक छोटी-सी कुटिया और थी। वह कुछ गर्म भी थी। 
और उसी व्यक्ति की थी जिसकी दूसरी कूटिया में आचार्यश्री स्वयं सोने 


१३ 
वाले थे । श्रावको ने देखा साधुओं के सोने के लिए स्थान की कमी रहेगी 
भ्रत. दूसरी कुटिया के लिए भी उन्होने गृहस्वामी को राजी कर लिया 
श्लौर आचायंश्री से निवेदन किया कि यह स्थान भी खाली है| साधु लोग 
इसमे भी सो सकते है ! आचार्यश्री ने देखा यह स्थान पहले तो खाली 
नहीं था, भ्रव खाली कैसे हो गया ? इसीलिए श्रावकों से पृछा--यह 
स्थान पहले तो खाली नही था ? 

श्रावक--पहले वे स्वय इसमे सोना चाहते थे । 

आचायश्री--अवब कहा सोएगे ? 

श्रावक--अब वे दूसरी जगह सो जाएगे । 

आचार्यश्री ने दूर वैठ गृहस्वामी से पूछा--क्यो ठाकुर साहव हम 
रात मे यहा सो जाए ? 

ठाकुर--हा, महाराज आराम से सोइए । 

ग्राचाय भी--आपके कोई क्ठिाई तो नही होगी ? 

ठाकुर--नही, हमारे पास तो और बहुत से स्थान हैं श्राप कोई बार- 
वार थोडे ही झाते है। उनकी ओर से पूरा सनन्‍्तोष हो जाने के बाद 
श्राचायंश्री ने हमे वहा सोने की श्रान्ना दी! ठाकुर लोगो पर इसका 
भ्रच्छा प्रभाव पडा और वे रात के प्रवचन मे भी काफी सख्या मे आये ॥ 


२७-२-६० 


प्रात काल विहार से पहले झाचारय॑श्री अन्तःपुर मे ठकुरानियों को 
दर्शन देने गये । उनसे पुछा--रात में तुम लोगो ने उपदेश सुना था ? 
वे कहते लगी--महाराज ! हम लोग घर से बाहर कैसे जा सकती हैं ? 
आचार्यश्री के अ्रधरो पर स्मित खेलने लगा । शायद इसलिए कि भारत 
आज नव-प्रकाश से प्रभासित होने जा रहा है भर यहा श्रव तक उसकी 
पहली किरण ने भी प्रवेश नही पाया है। वीसवी सदी के इस उन्मुक्त 
वातावरण में भी ये बहने महलो के जो केवल सण्डहर मात्र रह गये हैं, 
सीखचो में बन्द पडी है। पर फिर भी उनका अन्त करण शुद्ध था। 
आाचायंश्री ने उन्हें एक भजन सुनाया और बताया कि साधु कौन होता 
है ? कुछ बहनो मे विविध प्रतिज्ञाए भी की | कुछ बहनो ने भ्रणुत्नतों को 
भी ग्रहरा किया | तथा कुछ बहनो ने आचायेश्री को गुरू-हप में स्वीकार 
किया । कौन कहता है जैन धर्म केवल ओसवालो के ही लिए है ? 


इस सारी स्थिति का श्रेय गगाशहर निवासिनी पान बाई को है। 
वह अपने ढंग की एक अच्छी श्रम-शीला कार्यकर्त्ी है । ठेठ कलकत्ते से 
वह आचारयंश्री की पदयात्रा मे साथ रही है । जहा भी आचार्य श्री गए वहा' 
वह पीछे नही रही । रॉस्ते मे कई बार वह अस्वस्थ भी हो गई, उसके 
पैर भी सूज गये पर उसने वाहन का कभी प्रयोग नहीं किया। उपवास, 
सामायिक, स्वाध्याय आदि भी वह नियमित रूप से करती थी। उसका 
जीवन सब तरह से स्वावलम्बी है! दूसरे सब आश्रय उसके लुट चुके है 
तब बहु किसी पर निर्भर रहती भी तो कैसे ? अपने सारे दैनिक कार्यत्रम 


१६५ 


के साथ साथ उसमे प्रचार की भी भारी लगन है | जहा भी उसे अवसर 
मिलता वह बडी निर्भीकता से श्रखुत्रतों की चर्चा छेंड देती । इसीलिए 
उसने इस यात्रा में श्रनेक लोगो को अशुब्नती बनाया है । पुरुषों के बीच 
भी वह बडी निर्भीकता से अछुव्नत के नियम बताती । यद्यपि वह भ्रधिक 
पढी-लिखी नही है पर फिर भी उसकी कार्य करने की लगन अथाह है । 
थोडी-सी पूजी मे भ्रपना जीवन-निर्वाह कर वह जितना समय सत्सगति 
भें लगाती है वह आइचर्यजनक है। समाज की अन्य बहने भी उसकी 
प्रवृत्तियों से प्रेरणा ले सकती है । 


लूणासर से पडिहारे का रास्ता एकदम टीवो से भरा पडा है। 
पहले जब सडको पर चला करते थे तो पैर घिस-घिस कर इतने सुन्न 
हो जाते कि वालू पर चलने की इच्छा होती थी। उस समय जब पहले 
दिन बालू पर चलने का अ्रवसर मिला था तो पैरो को बडी प्रसन्नता 
हुई थी । सुकोमल रजोरेणु का स्पशे पाकर जैसे मन भी पुलकित हुआ 
जाता था। भ्रव जब पर वालू में धस जाते है तो फिर सडक याद भ्राने 
लगती है| वडा विचित्र नियम है इस मन.प्रकृति का। प्राप्त की उपेक्षा 
कर सदा यह श्रप्नाप्ति मे भटका करता है । 


पडिहारे मे पहले प्रवचन हुआ । फिर भिक्षा आई । आचारयश्री भी 
कुछ घरो में स्वय भिक्षा लेने के लिए गये । मैं भी साथ था । एक घर में 
जब वे भिक्षा कर रहे थे तो एक भाई ने आग्रह किया--आज मैं तो 
मिष्टान्न ही दूँगा यह मेरी इच्छा है। आचाय॑श्री मिप्टान्न नही लेना 
चाहते थे । पर उसके आग्रह को देखकर कहने लगे--अश्रच्छा तुम्हारी 
बात हम मानते है तो हमारी वात तुम्हे भी माननी पडेगी। शब्द थोडे 
थे पर उनमे भाव वहुत गहरे थे । उनके पीछे न जाने उनकी कितनी 
सवेदना छिपी पडी थी। उस शब्द सकेत्त ने श्रात्मा को गदगदू कर 
दिया । 


4६६ 


प्रथम प्रहूर में एक विद्यार्थी (विजयर्सिह) मेरे पास आया और एक 
थत्र मुझे दिखाया । कहने लगा---मैं इसे आचायेंश्री के सामने परिषद्‌ मे 
पढना चाहता हु । मैंने पत्र पढ़ा तो मुझे लगा--आायद इसे परिपद्‌ मे 
पढ़ना उचित नहीं होगा । श्रत मैंने उसे सुझाव दिया तुम इसे परिषद 
में मत पढो क्योकि उसमे कुछ ऐसे सुकाव रखे गये थे जो हमारी वर्तमान 
पद्धति पर सीधे चोट करते थे। यद्यपि उसने अपने सुझाव वडी नम्नत्ता 
से रखे थे पर फिर भी मुझे लगा परिषद्‌ में उसकी प्रतिक्रिया उचित 
नही होगी। अत मैंने उसे सुझाव दिया तुम इसे परिषद्‌ में पढोगे तो 
सभवत" लोगों मे तुम्हारे प्रति भावना भ्रच्छी नही होगी । अत दुम इसे 
आचायंश्री को एकाल में ही निवेदन कर दो । वे बडे क्षमाशील है। 
तुम्हारे सुावो का समुचित समादर करेंगे। उसके भी यह वात जच गई 
और उसने मध्य।ह्व मे एकान्त में श्राचायश्री को अपना पत्र पढा दिया। 
श्राचायंश्री ने उसे पढा तो कहने लगे--तुम इसे परिषद्‌ में पढ़ सकोये ? 
वह तो तैयार था ही। भ्रत उसी समथ पत्र को परिषद्‌ में पढ़ दिया। 
मैंने जब सुना तो अवाक रह गया । विचार आया आाचार्यश्री कितने 
सहिष्ण है जो अपनी प्रतिकूल वात को भी सुनते है--पढते हैं और इतना 
ही नही उसे परिषद्‌ मे रखने मे भी सकोच नहीं होता । उस वात की 
उस विद्यार्थी पर भी वडा अनुकूल प्रभाव पडा और वह प्रशात चेता 
होकर मेरे पास आया और मुभसे सारी बाते कही। मैंने देखा--संभमु्ते 
यही एक ऐसा गुर है जो आ्राचार्यश्री के विपरीत्त शोगों को भी उनके 
समर्थकों मे परिणत कर देता है | 

सध्याह्ल मे विद्याथियों की एक गोप्ठी का भ्रायोजन किया गया था। 
पर आचार्यश्री आजकल समागत साधु-सराध्वियों की देखभाल में इतने 
व्यस्त है कि उन्हें बहुत ही थोडा अवकाश मिल पाता है। इसीलिए 
श्राहर के वाद अविराम इसी काये मे लगे रहते है। यही कारण था 
कि गोप्ठी भें वे अपना समय नहीं दे सके । 


१६७ 


रात्रि में ठीक प्रार्थना के बाद प्रदनोत्तरो का कार्यक्रम रखा गया 
था। पर आजकल जवकि हमारा नित तया घर बसता है। रात्रि मे 
सोने के लिए भी नित नई जगह निश्चित करनी पडती है । व्यवस्था के 
अभाव में कौन कहा सोए, यह वडी समस्या खडी हो जाती है। श्रतः 
झावश्यक होते हुए भी प्रश्नोत्तरो के कार्यक्रम से पहले प्रत्येक साधु के 
सोने का स्थान निश्चित करना था। एक विचार था कि आचार्य श्री 
अपने काये का विभाजन कर दें तो क्या उन्हे झावश्यक काये 
करने में श्रधिक समय नही मिल सकेगा ? व्यवस्था की छोटी-छोटी बातो 
मे ही आचायंश्री का कीमती समय चला जाता है । पर आआचायंश्री कार्य 
को कार्य की ही दृष्टि से देखते है। इसीलिए कोई भी कार्य उनके लिए 
छोटा और वडा नही है। छोटे-छोटे कार्यो को भी वे उसी उत्साह से 
करते हैं जितना बडों को । यही तो उनके उत्तरदायित्व सरक्षण की 
भावना का एक सही निदर्शन है । 


इससे पहले कि प्रइ्नोत्तरों का कार्यक्रम चले आचायंश्री ने मुनिश्री 
ताराचन्दजी (चूछ) को भाषण करने का आदेण दिया। एक साधना 
सिद्ध मच पर से जहा आचार्यश्री बोले दूसरे व्यक्ति का बोलना समकक्षता 
को कैसे प्राप्त कर सकता है ? पर शिक्षण का यह एक ऐसा माध्यम है 
कि जिसके आधार पर आचार्यश्री ने श्रपने श्रनेक शिष्यो को श्रच्छा वक्ता 
बनाने में सफलता प्राप्त की है। आज जो कुछ साधु श्रच्छे वक्ता हैं ने 
भी एक दिन इस मच पर से अस्पष्ट और तुतली भाषा मे ही बोले थे । 
पर आचारयश्री का यह प्रयोग सचमुच अपनी लक्ष्य सिद्धता तक पहुचा है। 
हम लोगो को बडा सकोच होता है कि आ्राचार्यश्री के पास कैसे बोलें ? 
इसीलिए कई वार श्राख बचाने का प्रयत्न करते है। पर गुरू की दृष्टि 
से कौन कहा तक छिप सकता है । इसीलिए भआराचार्यश्री हमे अतेक वार 
बुलाते है और अपने सामने भाषण करवाते है। भाषण के वाद उसके 


१६८ 


गुण-दोषो की आलोचना करते है। एक-एक झब्द की तह खोजते हैं। 
उच्चारण की स्पष्टता पर ध्यान देते हैं। भावों मे सग्ति बिठाते हैं। 
घवनि को सयमित करवाते है। इतना ही नही बल्कि भाषरा देते समय 
खडे किस प्रकार रहना चाहिए यह भी बतलाते हैं । जो यहा से उत्तीरँ 
हो जाता है वह सभवत फिर कही पराजित नहीं हो सकता । इसीलिए 
यह एक प्रकार से हमारा परीक्षा-पक्ष भी बन जाता है। भाषण में सगीत 
को भी झाचायंश्री महत्वपूर्ण मानते है। झत यदा-कदा हमारी गायन- 
परीक्षा भी इसी मच पर से होती रहती है । 


शृ८-२०३० 


पडिहारा से नौ मील चलकर करीब सवा नौ बजे हम लोग ताल- 
छापर स्टेशन पहुंचे । स्टेशन पर कोई बस्ती नही है । कैवल एक धर्मशाला 
है। पर यह स्थान इतना बीच मे वसा हुआ है कि वह छापर, सुजान- 
गढ़, लाडनू, चाडवास तथा बीदासर आदि अनेक भावी के लोगो से 
खचाखच भर गई । पडिहारे के भी अनेक भाई-बहन ठेठ यहा तक पहु- 
चाने के लिए आये थे। रास्ता प्राय सडक होकर ही चलता था। पर 
कुछ टूर तक रेलवे लाइन होकर ही चलना पड़ा था। उस पर ककर 
इतने थे कि पग-पण पर कष्टो का सामता करना पड रहा था। यद्चपि 
ककर तो सडक पर भी थे पर वे वालू से ढके हुए थे | भ्रत चलते समय 
कोई कष्ट अनुभव नही हो रहा था। मन मे कल्पना आ रही थी कि 
जीवन में भी यदि कोई इस प्रकार ककर रोडो को ढकता रहे तो कितना 
श्रच्छा हो ” पर ऐसा सौभाग्य कितनो को मिला है ”? जीवन से बाघधाएं, 
निरस्त ही हो जाए यह कभी सभव नहीं है। पर यदि कोई उनको ढकता 
भी रहे तो कम-से-कम गति में तो अवरोध नहीं आये । हा, सभल कर 
चल्नना तो हर स्थिति में अपेक्षित है। श्रत ढके हुए ककरों से भी साव- 
धान होकर चलना आवश्यक है । उस स्थिति मे जबकि पैरो मे लगी हो 
तव तो और भी सभल कर चलना पडता है । पर उस सौभागी से किसको 
ईर्ष्या नही होगी जिनकी वाधाशो को गुरुजल ढकते रहते हैं । 


मध्याक्लष मे सुधरी तिवासियों की भोर से श्री मोतीलालजी राका मे 
द्विशताब्दी समारोह का एक कार्यक्रम सुधरी में श्रायोजित करने का 


१७० 


नम्न आवेदन किया | उनके आवेदन का आधार यह था कि सुधरो तेरापथ 
के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पृष्ठ है। वह यही भूमि है जहा आचाय॑ भिक्षु 
से स्थानकवासी समाज से अभिनिष्कमण कर तेरापथ की ओर अभिक्रमण 
किया था। उसी स्मृति को सजीव बनाने के लिए उनका निवेदन था कि 
दिद्वताव्दी समारोह का कोई एक भ्रग यहा भी आयोजित होता चाहिए। 
इसके साथ-साथ आचार्य भिक्षु का जन्म स्थान कटालिया तथा निर्वारा स्थान 
सिरियारी भी सुधरी के बिल्कुल पास ही है । अ्रत. उस ऐतिहासिक स्थल 
को प्रपना महत्व भाग मिलना चाहिए । पर चूकि द्विशताब्दी का प्रारभ 
सवत्‌ २०१७ की आ॥ाषाढ पूर्णिमा से होने वाला है। तब सुधरी इस 
कार्यक्रम के अन्तर्गत कैसे भ्रा सकती है यह एक प्रश्न था ? मोतीलालजी 
ने उसका समाधान देते हुए कहा--शुधरी एक प्रकार से तेरापथ की 
पृष्ठभूमि रही है । यहा स्वामीजी ने चैत्र शुक्ला नवमी के दिन अभि- 
निष्क्रमरा किया था । यद्यपि तेरापथ की दीक्षा तो उन्होने केलवा मे ली 
थी । पर उसका प्रारभ तो यही से हो गया था। अत. भले ही द्विशताब्दी 
समारोह केलवा मे भ्रायोजित हो, पर. चैत्र शुक्ला नवमी कौ भ्रक्षय तिथि 
को यदि उसकी पृष्ठभूमि मान लिया जाय तो भी हमे सतोष है और 
हमारा आग्रह है कि आचायंश्री उस तिथि को सुधरी मे मनाने का गौरव 
हमे प्रदान करें। 


मोत्तीलालजी की भाव भाषा और भगिमा में इतना प्रभाव था कि 
उनकी भाग पर आचार्यश्री को गभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन 
देना पडा । 


१-०३-६० 


वीदासर मे श्राज आचायंश्री वृहत्‌ जुलूस के साथ मुणोत्रो के बोहरे 
मे पधारे। मुनिश्री नेमीचन्दजी तथा साध्वीक्री सज्जनश्रीजी ने जिनकी 
जन्मभूमि यही है अपने-अपने भाव कुसुमो से आचार्यश्री का अ्रभ्यर्थव किया । 
अभिनन्दन पत्र पढ़ते हुए एक भाई ने कहा--हम जिनेद्वर देव से प्रार्थना 
करते है कि वे झाचारयंश्री को युग-युग तक हमारे वीच मे प्रकाश-रश्मि 
के रूप मे विद्यमान रखे। 


श्राचार्यश्वी ने इस विषय पर स्पष्टीकरण करते हुए कहा-हमारा 
कतई यह विश्वास नही है कि जिनेश्वरदेव हमारे जीवन की गतिविधियों 
में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करते है। श्रत हम उनसे ऐसी अभ्यर्थना 
करना भी आवश्यक नही तमझते । 


अपना प्रवचन करते हुए गआ्राचार्यश्री मे कह्ा--श्राज ऐसा लगता है 
जैसे मैं अपने धर में श्रा गया हु । वैसे पराया मेरे लिए कोई नही है पर 
इस भूमि से जैसे हमारे सघ का चिर-सवन्ध रहा है। यहा के कश-कर 
मे सघ के प्रति भक्ति है और पूज्य कालूगरिजी की माताश्री छोगाजी 
की भी यह तपस्या भूमि रही है। मेरी ससारपक्षीया माता बदनाजी ने 
भी इसे अपनी तपोशूमि वना लिया है। वुद्धावस्था में उन्हे समाधि में 
रखना मेरा कर्तव्य है। श्रत भले यहा मैं बहुत दिनो से आया हु तथा 
वदनाजी के उपालम्भ भी सह लूगा, पर यहा आकर मैंने अपने घर में 
आने का-सा अतुभव किया है! 


मातुश्री वदनाजी तो आज फूली नहीं समा रही थी। ७४ वर्ष की 


१७२ 


बृद्धावस्था मे भी उत्तके तप. स्वाध्याय का क्रम श्रनवरत चल रहा है | 
जैसे कि पातजल से कहा गया है--“कायेन्द्रिय शुद्धिरशुद्धि-क्षयात्‌ तपसः” 
बदवाजी का शरीर भी तपोभिषिक्त होकर कातिमान हो गया। इस 
वृद्धावस्था मे भी उनका क, ख, ग सीखना प्रारभ है। जो निश्चय ही 
समाज के वृद्ध लोगो के लिए एक मार्ग-दर्शन जैसा है। प्रौढ-शिक्षण की 
दुष्टि से यह उदाहरण अत्यन्त मोहक है। अपने आगन में श्राज अपने 
विजयी पुत्रो के चरणो के रज-करणो का स्पर्ण पाकर जैसे उनकी चिर-मौन 
साधना भ्राज मुखरित हो गई थी । वे कहने लगी--आचार्यप्रवर ! आपने 
तो मुझ बुढ़िया को भुला ही दिया | बहुत दिनो के वाद आज मुझे इस 
मुख-दर्शन का अवसर मिला है । झाचायेश्री ने भी इस भावना को व्यापक 
बनाकर कितना सुल्दर समाधान किया था | कहने लगे--आ्रापके लिए तो 
ये सारे साधु-साध्विया पृत्र-पुत्रीवत्‌ ही है। अत भले मैं यहा देरी से 
आया हू, पर मैंने समय-समय पर साधु-साध्वियों को तो भेजा ही है । 


पर वे तो आज सभल ही नही रही थी। हर्ष गद्यद्‌ गिरा मे कुछ 
कहना चाहती थी । पर शब्द जैसे भावो की गरिमा को सहते मे असमर्थ 
हो रहे थे । कुछ साध्वियो मे उन्हे सुऋाया आप ऐसा निवेदन करें। 
पर आचार्यश्री ने उन्हें रोक दिया। कहने लगे---तुम अपनी बनावट रहने 
दो | इनके मानस के जो प्राकृतिक भाव है वे ही मुझे अच्छे लगते हैं । 
कृत्रिमता में वह मिठास नही होता जो प्रकृति मे रहता है | 

झत में आाचायंश्री ने अ्रपत्ती यात्रा के अनेक मधुर सस्मरणों से 
उपस्थित लोगो को मन्र-मुस्ध बना दिया। लोग चाहते थे जैसे यह अमित 
अ्रमृत-वर्षण अविराम होता ही रहे । पर समय तो अ्रपनी गति से चलता 
ही जाता है। अत- आचार्येश्री की कार्यक्रम भी सम्पन्न करता ही पडा । 


&े 


२-३-०३० 


जैसा कि आदायंश्री ने सरदारशहर मे घोषणा की थी कि इस बार 
संघ संगठत का सारा कार्य बोदासर में ही होगा । आचारयबर व्यस्तता 
के साथ इस कार्य में निमग्न हो गएं। साधु-साध्वियो की पूछताछ के 
अतिरिक्त कई प्रकार की आन्तरिक ग्रोप्ठियां भी इस प्रवास मे चली । 
साहित्य को सव्ंन देने की दृष्टि से अनेक साहित्य-गोप्ठियां भी आचार्यश्री 
के सान्निध्य में तथा भन्यान्य पतो के सान्तिष्य मे भी चली। साधुओं 
में आत्म-भाव को विकसित करने के लिए कुछ आध्यात्मिक च्चाएं भी 
चली ! कुछ गोष्ठियों में आचार्यश्री ने अपने कलकते के अनुसव भी 
सुनाएं | पर वीदासर के दिनो के प्रवास में आचायश्री का अधिक समय 
संघ-व्यवस्था मे ही गुजरा । पद्चिचम रात्रि को चार बजे से लेकर रात 
के दस बजे तक और कभी-कभी तो बारह बजे तक भी आाचायेश्री को 
साधुओं की पूछताछ में श्रपता समय देना पडता | 


सघ की व्यवस्था की दृष्टि से फाल्युन सुदी ११ का दिन एक अवि- 
स्मरणीय दिन था। उस दिन आचार्यत्री के अ्नुशास्ता स्वरूप को देखकर 
अनेक लोगो के कलेजे कापने लगे । कुछ साथुओ के अनुचित व्यवहार 
तथा आचार-शिथिज्ञता को लेकर आचार्यश्री ने परिपद के बीच उन्हें 
कड़ा उपालस्स दिया तथा दोसाघुओो को तो सघ से पृथक्‌ ही कर दिया । 
आचार्य श्री ने कह्ा--मृझझे संख्या से मोह नहीं हैं। चाहे हमारे सघ में 
कम साधु भी क्यों न रह जाए पर जो रहे वे आचारवान्‌ तथा श्रद्धाशील 


होने चाहिए। 


१७४ 


चूकि एक प्रकार से यह महोत्सव का ही अवसर है। अत. साधु- 
साध्विया बड़ी सख्या में उपस्थित हैं । एक बहन ने इस बडी सख्या को 
देखकर एक दिन हमारे लिए पानी बना दिया। उसने तो बनाया सो 
बनाया पर एक साध्वी ने छ्षीक्षता मे उसकी पूरी पूछताछ नहीं की और 
उसे ले लिया । श्राचार्यश्री के पांस यहा सवाद पहुचा तो श्राचार्यश्री ने 
उसी समय उक्त साध्वी को उपालम्भ दिया तथा पानी को वापस कराया। 
प्रवचन में भी आचार्यश्री ने श्रावको को इस प्रकार की सावच्य अनुकम्पा 
करने के लिए निषिद्ध किया था। 


८ मार्च को एक साध्वी भिक्षा करके आई भ्रौर उसे आ्राचार्यश्री को 
दिखाया । आचार्यश्री इस समय भी प्राय. व्यस्त रहते है भ्रत' गोचरी 
देखने के साथ-साथ कुछ साधुओ से बातें भी कर रहे ये । पर उन्होने देखा 
कि उनके पात्र मे एक मिठाई भी है । साध्वी चली गई । थोडी देर मे एक 
साधु आए और उन्होने भी अपनी भिक्षा आाचायंश्री को दिखाई। आाचायंश्री 
ने देखा उनके पात्र मे भी वही मिठाई है। दूसरे कार्य मे व्यस्त होते 
हुए भी आचायंश्री ने कट अ्रपता रुख मोडा और पूछा--यह मिठाई कहां 
से श्राई ? पहले साध्विया भी इसी प्रकार की मिठाई लाई थी । क्‍या वह 
और यह एक ही घर की है ? साध्वियों को बुलाया गया, साधुझ्रो से भी 
पूछा गया । पता चला कि वह एक ही घर से आई है। उपासम्भ देते 
हुए आचार्यश्री ने कहा--एक घर 'से इतनी मिठाई कैसे लाए ? 


उन्होंने निविदन किया--उनके घर तो बहुत सारी मिठाई है हम तो 
बहुत थोडी ही लाए है । 


आचार्यश्षी ने कहा-- पर हमे किसी घर से इतनी मिठाई नही लीनी 
चाहिए । जिससे गृहस्थ पर हमारा वजन पड़े । 


जज 


१७४ 

बेहुत सारे साधु-साध्वी यही से विहार करने वाले थे। अतः 

चैत्र कृष्णा प्रतिपदा के दिन आवश्यक उपकेरेण जसे पूंजणी, रजोहरण, 
छेक्सी, स्याही भादि चीजें संघ भेडार से वितरित की जाने की थी । 
बहुत सारे साधु अपनी-अपनी आवेश्यकेतों की चीजें लेने श्राए थे । एके 
साधु ने आचार्यश्री से रजोहरुण भागा । आचार्यंश्री ने पूछा--तुम्हारा 
पुराना रजोहरण कहा है ? उन्होने अपनी काख से पुराना रजोहरंण 
निकाल कर दिखाया । श्राचार्यश्री ने उसे देखकर कहा--यह तो श्रभी 
कई दिनो तक झौर चल सकता है। झत तुम व्यर्थ ही क्यों नया रजो- 
हरण लेते हो ? हमे भ्रपने प्रत्येक उपकरण का पूरा कस लेना चाहिए । 
फिर तो आचार्यंश्री ने प्रत्येक नया रजोहरण लेने वाले साधु से उसका 
पुराना रजोहरण देखा। जिसका रजोहरण विल्कुल टूट गया उसे ही 


तया रजोहरण मिला । बाकी साधुओे को पुराने से ही काम चलाने का 
झ्रादेश दिया । 


बीदासर मे शिक्षा का श्रपेक्षाकत् कम प्रवेश है । भ्रत. लोग पुराने 
रहन-सहन को ही भ्रधिक पसन्द करते हैं। फिर भी शासन के प्रति 
सबकी भा+नाए श्रत्यन्त नम्न हैं। इसीलिए श्राचार्यश्री ने इस स्थान को 
बदताजी के स्थिरवास के लिए उपयुक्त समझा है । 


मुनिश्री छोगालालजी ने यहा जैनेतर जातियो के लोगो को सुलभ 
बोधि वनाने का अ्रच्छा परिश्रम किया है । 


मेवाड़ से भी यहा अनेक भाई दर्शन करने आए थे । 


वीदासर से चाडवास ग्रुलेरिया होते हुए १८ मार्च को आचार्यश्री 
सुजानगढ पधारे। सर्वप्रथम शोसवाल विद्यालय के नव-निर्मित भव्य 
भवन मे श्राचायंश्री का स्वागत हुआ । दिन-मभर विराजना भी वही हुआ। 
तदनन्तर १६ मार्च को हजारीमलजी रामपुरिया के कमरे मे विराजे |; 


५७६ 


२१ मार्च को जसवतगढ़ स्टेशन होते हुए २२ मार्च को लाइनू पधारे। 
लाडनू झ्ाचार्यश्री की जन्मभूमि है। अतः यहां के लोगों को झाचायंत्री 
में अपना झपनत्व भ्रधिक दीख रहा था। पर श्राचार्यत्री “बसुधैव 
कुटुम्बकम्‌” के सिद्धान्त को आगे रखकर चलते हैं श्रतः वह इस लघु दायरे 
मे कैसे बध सकते है ” फिर भी लोगों ने अ्रत्यन्त उत्साह और उल्लास से 
आचार्यश्री का स्वागत किया । 


१६-३-६० 


झ्राज प्रवचन क॑ बाद मैं भिक्षा के लिए जा रहा था। साथ मे एक 
भाई (रिखभचन्दजी फूलफगर) भी चल रहे थे। कुछ दूर चला हुगा 
उन्होंने श्रपनी जेब मे से एक डिबिया निकाली और मेरी ओर देखकर 
कहने लगे--करवाइए त्याग । मैं उनका आशय नही समझ पा रहा था। 
अ्रत प्रश्न भरी दृष्टि से उनकी श्रोर देखता रहा। उसी क्षण उन्होने 
डिबिया खोली भर उसमे भरे “जरदे” तम्बाकू को नीचे गिराते हुए 
बोले---“जरदे” का । मेरा आइचर्य और भी बढता जा रहा था। भला 
वह मनुष्य जो दिन भर अपने मुह मे तम्बाकू रखता हो वह यकायक कंसे 
छोड सकता है ? मैंने प्रश्न किया--क्यो श्राज यह वैराग्य कैसे झा 
गया ? कहने लगे--प्रवचत में झ्राज आचार्य श्री ने क्या थोडी फटकार 
बताई थी ” मुझे उस समय बडी लज्जा आईं। जब आचार्यश्री ने कहा--- 
कुछ महाशय तो ऐसे भी होते हैं जो यहा पर्म-स्थान मे आते समय भी 
अपने मुह मे जरदा रखकर आते हैं | सयोगवरद् मे भी उससमय जरदा खा 
रहा था | अत बात मेरे मन पर प्रभाव कर गई और मैंने सोचा बस 
इसी क्षण जरदे का त्याग कर दू । पर उस समय मेरे मुँह में जरदा था 
उसे वहा धूकने में भी लज्जा भ्रा रही थी । श्रत मैंने सोचा वाहर जाते 
ही इसे थकंकर आजीवन जरदा खाने का त्याग कर दूँगा । सचमुच आज 
मु ग्लानि हो गईं है भर मैं झ्रापकी साक्षी से प्रतिज्ञा करता हु कि 
जीवन भर कभी जरदा नहीं खाऊगा । मैंने कहा--त्याग भी क्या इतने 
उतावले से होते हैं ” कहने लगे--मैंने जाने कितनी बार प्रयत्त किया 


१७८ 


है कि जरदा छोड़ दूँ पर हर बार असफल रहा हू । आज भी सोचा-. 
जितनी तम्बाकू मेरे पास पड़ी है उसके अ्रतिरिक्त फिर तम्बाक्‌ नहीं 
खाऊ गा पर फिर मन में आया इस प्रकार त्याग नही हो सकेगा। इसी- 
लिए श्रव. जबकि भावना में एक उत्कर्ष है, इसका त्याग कर दिया। 
सोचता हू भूतकाल में जिस प्रकार अ्रनेक प्रत्यास्यातों को निभाता आ्राया 
हूं तो इसे भी निभा लूँगा। 


२३-३-६० 


प्रातःकालीन प्रवचन के समय अनुशासन पर बोलते हुए आाचायंश्री' 
ते कहां--सघ का अर्थ है कुछ व्यक्तियों का एक समूह । वह उसी 
झवस्था मे सुरक्षित रह सकता है जबकि सभी सदस्य अनुशासन का पालन 
करते हो | इत दो वर्षों मे मैं सघ से काफी दूर रहा । इस बीच मे अनु- 
शासन हीनता को लेकर कुछ ऐसी अप्रिय बातें हुईं जो नही होनी चाहिए 
थी । पर वे हुईं इसका मुझे बंडा दुख है । इसीलिए इस बार इस सम्बन्ध 
को लेकर मैंने एक कदम उठाया था। मैं मानता हू मनुष्य से गलती हो 
सकती है। पर उस भ्रवस्था मे जबकि गलतियो की सख्या बंढ़ जाती है; 
उनके प्रतिकार को भी सशक्त बताना आवद्यक हो जाता है । कुछ लोगों 
ने मेरी इस पद्धति को शाइवत नीति ही मान लिया है । उनका कहना है 
परत कोई साधु गलती करेगा तो आचायेश्री उसे परिषद्‌ भे फटकार 
बताएंगे । पर मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हू कि मेरा ऐसा कोई इरादा 
तही है। मैं न तो दोष को छिपाने के पक्ष में हू और न ही उसे जब 
साधारण के समक्ष प्रकट करने के पक्ष मे हु । जिस स्थिति मे मुझे जैसा 
उचित लगता है मैं बैसो ही करता हू। इस बार मैंने ऐसा प्रयोग किया 
है। 

आज भी एक साधु को श्राचार्यश्री में भरी परिषद्‌ मे अनुशासन- 
हीनता के आचरण के लिए खडा किया तथा उत्तको कडा उपालम्भ' 
दिया । सचमुच बह दृश्य हृदय को दहला देने वाला था। कुछ लोग तो 
उस समय श्राचार्यश्री की श्राकति देखकर कापने लगे । मुनिश्री ने भी 
उस समय बडे भारी धैर्य का परिचय दिया । उस स्थिति मे भी जबकि 


शृ८० 


आचार्य वी मे उन्हे का उलाहवा दिया, उन्होने बड़ो भारी विनमभ्नता का 
परिचय दिया । यही कारण था कि उसके विनय ने आचार्य श्री को 
'पिघला दिया । 


मत्याह्ष मे श्राज श्रगव्ृत-्गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया था। 
आचार्य थी सभा-रथल पर ऊचे आसन पर आामीन थे। बहलनो द्वारा ग्रशु- 
क्षत प्रार्यना प्रारभ कर दी गई थी । इतने में कुछ नवबुवक एक अग॒ु- 
कश्ती दे बारे में एक अभियोग पत्र लेकर आये और आचायंश्री से 
ब्रार्थना वी दि उनके अभियोगोी की निष्पक्ष जाच होनी चाहिए। आचायंश्री 
ते उनके सा ने ही को याद किया और दोनो पक्षों की बातों 
को शान्ति "बेक सुना । फिर दूसरे अगब्नत्ती से अपने बारे में 
व्याप्त भ्राल्लियो वा निराकरण किया । सचमुच अ्रान्तिया भी किस तरह 
क्षपना स्थान बना लेती है उसका यह एक उदाहरण था । तत्पद्चात्‌ दो 
अगन्ती वहनो ने आचाय॑4ा के सामने क्षमा-याचना की । उसका झापत्त 
में भाभी-ननद ता सम्बन्ध था। पर बुछ बातो को लेकर वह सम्बन्ध- 
कु हो चला था। आचायेश्री ने दोनो को ही उपालम्भ दिया। कहने 
लगे-- अशपक्रतियों को अपने मन में डम रखना णोशभा नहीं देता । दोनो 
ने ही अपनी-अपनी स्थिति आचायंत्री के सामने रखी। व्यवहार की 
बाघाएँ सूक्ष्म होती हुई भी तिनना दुराव कर देती है और अगुक्नती इन 
छोटी-छोटी बातों की भी कितनी सरलता से श्रालोचना करते है। इस 
दृष्टि से उनका यह जसग अत प्रेरक हो सकता है। 


भाभी ने तनद की शिकायत करते हुए कहा-आवचार्यजी ! मेरा 
अपनी आत्मा पर अधिफार है इसलिए मैं अपनी ननद से सादर निवेदन 
करती हू कि ये मेरे आगन पथारे। पर दूसरों की मैं किस तरह कह 
सकती हू ? दूसरे कोई कहे या नही मैं उसका क्या कर सकती हू ” पर 
अपनी भोर से मैं शुद्ध हृदय से कह सकती हू कि मेरा घर इनका ही 


श्ण्र्‌ 


घर है चाहे जब ये श्रा सफती हैं। मैने अनेक वार इनको निमत्रण भी 
दिया था पर इस्होने स्वीकार नही किया इसमे मेरा क्या दोप है ” 

ननद ने कहा--मै पहले एक वार वहा गई थी तो इन्होंने गेरा 
सम्मान नही किया तब मैं फिर से इनके घर जाने की इच्छा कस कर 
सकती हू ? 

भाभी--वह बहुत पहते की वात है । मैं मानती हू वह मेरी गनती 
हुई थी । पर उसके ढाद तो अनेक वार निमत्रण भेजा था। येभीतो 
अ्ग॒द्वत्ती ह इन्हे भी तो अपने मन में विगत की बातों का डस नहीं एतता 
चाहिए । 


आचार्यश्री ने बहा-तुम अगब्ती हो भरत तुम्हें छोटी-छोटी बातों 
को वाधघकर नहीं रखना चाहिए । 


ननद--अगर ये मेरा सम्मान करेगी तो मुझे वहा जाने में क्या 
कठिनाई है? वह तो मेरे पूज्य पिताजी तथा भाईजी काही तो 
घर है। 

झट से स्थिति में परिवर्तत हो गया प्रौर भाजी ने ननद के पंशे में 
पडकर अतीत में हुए असद्‌ व्यवहार की क्षमा मागी । ननद ने भो बडे 
प्रेम से अपने असद्‌ व्यवहार की उनसे क्षमा मांगी। कुछ लोग सोच 
सकते है कि अ्रगब्रती भी कितनी छोटी-छोटी वातो में उलक जाते ह पर 
इसमे सोचने जैसी वया बात है ? उलभत्ता तो सारा जगत्‌ ही है जो' 
उलम कर भी सुलभने का प्रयत्त करते हु क्‍या यह साधना के पथ पर 
आगे वढने का सकेत नटी हे ? 

आचायश्री ने अपने उपसहारात्मक प्रवचन मे अग ब्नतियों को शिक्षा 
देते हुए कहा--अराब्रती का जीवन जनसाधारण के जीवन से कुछ ऊँचा 
होना चाहिए । वे ही बाते जो दूसरे लोग करते हे अ्रणुद्रती भी करने 


श८२ 


लग जाय तो फिर उनके जीवन मे दूसरों से क्या विशेषता हुई ? झ्ाज 
भी एक अशुत्रती के राजनैतिक पक्ष को लेकर कुछ बाते मेरे सामने 
आईं । हालाकि श्रणुक्नत-प्रान्दोलन की यह कोई नीति नहीं है कि कोई 
अशुन्नती राजनीति मे भाग नही ले। पर दलगत राजनीति मे भणुक्रत्ती 
कली फस जाय तो सुधार की आशा कहा से की जा सकती है ? मैं राज- 
नीति का खिलाड़ी नही हु झतः उसके दाव पेचों से भी अपरिचित ही 
हु । पर दल जहा दलदल का रूप ले लेते हैं वहा अशुद्रतती को उससे 
बचना ही अच्छा रहता है। इसीलिए केन्द्रिय अणुक्रत समिति के पदस्थ 
लोगो ने तो यह प्रतिज्ञा ही कर ली कि पाच वर्षों तक सक्रिय राजनीति 
मे भाग नहीं लेंगे । 


्रशुक्नतियों को भी दूसरो की आलोचना से डरना नही चाहिए। 
हालाकि जानवूक कर आलोचना का अवसर देना तो अच्छा नहीं है । 
पर अपने मार्ग पर चलते हुए भी यदि कोई भालोचना करता है तो उससे 
डरते की श्रावश्यकता नही है। बहुत से लोग मेरे पास अखुद्नतियों की 
ईशिकायते लेकर भ्ाते हैं। कहते हैं--हम अणुव्रत-भात्दोलन की प्रगति 
चाहते है इसलिए अणुक्वतियो की त्रेटियो पर आपका ध्यान आकर्षित करता 
ज्वाहते है। पर मैं जानता हू कि उनमे से कितने लोगों का दृष्टिकोण शुद्ध 
होता है। अनेक लोग तो अपना स्वार्थ नही सधते पर या ईर्ष्यावश ही 
पर-दोष-दरन की शोर अग्रसर होते है। फिर भी सही भालोचना को मैं 
महत्व देता हु और उसके लिए मैं हमेशा जागृत भी रहता हूं । 


मैंने आज जो कुछ कहा है वह किसी व्यक्त विशेष के लिए नहीं 
कहा है । व्यवित तो केवल निमित मात्र होता है! वस्तुत तो वह अ्रणुत्रत- 
आस्दोलन की नीति का ही स्पष्ठीकरण है। नीति एक व्यक्ति के लिए 
नही होती । वह तो अशेष लोगो के लिए ही होती है। किसी एक माध्यम 
से स्पप्ट होकर वह सव लोगो के लिए विज्ञात हो जाती है। 


रैघरे 


बहनों की ओर से एक प्रश्न आया कि पहले अ्रणुत्रतों मे एक नियम 
था कि तपस्या के उपलक्ष में रुपये, पैसे, कपडे, मिठाई आदि कोई भी 
चीज नही लेना। अभ्रव यह नियम नही रहा है । इसलिए कुछ लोग 
भ्रशुन्नतियो को वाध्य करते हैं कि श्रव जब नियम नही रहा है तो उन्हें 
नही लेने का श्राग्रह क्यो रखना चाहिए ? इसलिए कुछ श्रणुक्षती तो उच 
चीजो को ले लेते है भर कुछ नही लेते । इस प्रकार यह एक दुविधा हो 
जाती है। अत' भ्रगर आप स्पष्टीकरण करें तो उपयुक्त होगा । 


श्ाचायंश्री ते इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा--यद्रपि वर्तमान 
नियमावली में यह नियम नही रहा है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि 
श्रणुन्नती केवल नियमों तक ही सीमित रहे । नियम आखिर कितनी बुरा- 
यो के बनाये जा सकते हैं ? वहुत सारी वातें तो ग्रम्य ही होती है । 
प्रणव्रत-ध्रान्दोलन तो केवल उनकी शोर सकेत मात्र हो कर सकता है | 
अत' भले ही तपस्या के उपलक्ष में ली-दी जाने वाली वस्तुओ का नियमों 
में निषेध नही हो, पर भावना में इसका निषेध रहता ही है । तपस्या जैसे 
आत्म-शुद्धि के भ्रनुष्ठान मे बाहरी दिखावा किसी भी तरह उचित नहीं 
कहा जा सकता । 


रात्रि मे आज सतजनो द्वारा अपने-अपने काव्य प्रस्तुत किए गए । 
उपस्थित जनता पर इसका सुन्दर प्रभाव पडा। प्रहर रात्री श्राने तक 
सभी सतो की कविताए पुरी नहीं हो सकी थी । और साथ-ही-साथ लोगो 
का भी आग्रह था कि कल यह गोप्ठी और रखी जाए। इसलिये कल 
फिर कवि गोप्ठी के निश्चय होने के साथ श्राज का यह रोचक कार्यक्रम 
सानन्द सम्पन्न हुआ ! आचायंश्री तो रात्रि मे बहुत देर तक विचार- 
विनिमय मे व्यस्त रहे । 


है 


२४-३-६० 


कल पुत्र यात्रा का प्रारभ होने वाला है। भ्रत श्राज रात मे यहा 
के नागरिको द्वारा विदाई का एक छोटा-सा कार्यक्रम रखा गया था। 
क्षाथ मे कवि गोप्ठी तो थी ही । श्रत दोनो ही कार्यक्रो का उपसहार 
करते हुए आचायश्री ने स्थली प्रदेश के किनारे पर आकर यहा के मानस 
का जो चित्रण किया वह सचमुच ही चितनीय है। श्राचार्यश्री ने कहा-- 
“हुम देदा के अनेक प्रान्तों मे घूमे है पर राजस्थान स्थली प्रदेश मे जैसा 
शिक्षा का भ्रभाव देखा वैसा बहुत ही कम स्थानों में देखा। कही-कही 
तो छोटे-छोटे गावो में भी हमने दो-दो तीन-त्तीन कॉलेज तक देखे | पर 
यहा वडे-बडे गावो मे भी कही-कही तो उच्चतर विद्यालय भी अप्राप्य हैं। 
जो थोडे बहुत लोग शिक्षित हैं वे भी अपनी शिक्षा का सदुपयोग बहुत 
ही कम करते है! मैंने देखा है शिक्षित लोग भी अशिक्षित लोगो की ही 
त्तरह दूसरो की आलोचना मे अधिक रस लेते है। जहा दूसरे-दूसरे क्षेत्रो 
में अगुत्रत-भ्रान्दोलस को लेकर वडी भावात्मक चर्चाए चलती थी वहा 
यहा उसके नाम से ही लोगो में एक अ्रन्य प्रकार की भावना व्याप्त हो 
जाती है। सचमुच ही यहा के जीवन मे एक प्रकार की ऐसी अलस भर 
आलोचना वृत्ति है जो यहा के जीवन को पीछे घकेल रही है। यही प्रदेश 
एक समय में काफी समुन्नत प्रदेश था, पर जब से यहा झ्लालोचना वृत्ति 
मे स्थान लिया है यहा सामाजिक, आर्थिक और धामिक सभी दृष्ठियो से 
हास ही हास हुआ है। “निदामि गर्हामि/--मैं निदा करता हूं, गई 
करता हू । पर वह निदा और गहय दूसरों की नही होनी चाहिए अपनी 
ही होनी चाहिए। इसलिए स्थली प्रदेश से आगे जाते समय मैं यहा के 


प्ष्थ 


निवासियों को आात्म-निरीक्षण की सलाह देना चाहूगा। द्विशताव्दी समा- 
रोह का कार्यक्रम आपके सामने हैं। वाल, वृद्ध, युवक लोगो से मेरा 
आह्वान हैं कि वे आगे आए और समाज के जीखा-शीर्ण तथा बोमिल 
ढाचे को बदल कर नई मोइ--नव-निर्माण की ओर अग्नसर हो । विशेष 
कर उन युवकों से जो सुधार की लम्वी-लम्बी डीये हाकते है, यह अवसर 
विशेष आह्वान करता है। यह ठीक है झ्रभी तक नई मोड की कोई स्पष्ट 
कल्पना सामने नही आई है । णर वह कोई झ्राकाश से तो श्राने वाली है 
तही। श्राप ही लोगों मे से कुछ लोग उत्तकी रूपरेखा को स्पष्ट करेंगे । 
अत उससे डरने की कोई आदव्यकता नहीं हे। निश्चय ही वह कोई 
ऐली योजना नहीं होगी जिससे जीवन पर बोक भरा जाए भर वह चल 
ही न सके । यह तो जीवन को हल्का बनाने वाली योजना है। मैं 
आशा करता हू परिवार के परिवार उसमे अपना नाम देंगे भौर समाज 
को नई मोड देंगे । 
उससे पहले श्री शुभकरण चुराणा ने झ्राचार्यश्री को विदाई देते हुए 
अपने साथियों को ब्राह्नान किया था कि वे भी नई मोड के पथ पर आगे 
वहें। उन्होंने स्वयं अपने परिवार को सभाव्य नई मोद के अनुसार 
हालने का सकतल्प कर सचमुच नवयुवकों के सामने एक अ्रच्छा आदर्ण 
उपस्थित क्या । आचार्यश्री उनकी भेंट से बडे प्रसन्‍न हुए श्र दूसरे 
लोगो को भी उनका अनुसरण करने का दिमासकेत दिया । 


र१६-३-९० 


दस भील के विहार का सोच कर चले थे, वह बारह भील के करीब 
हो गया । यहा मील के पत्थर तो लगे हुए हैं नही जो ठीक से मील मीटर 
बताते । अत अनुमान से ही काम चलता है। जहां भ्रनुमान से काम चलता 
है वहां थोडी-बहुत भ्रूल तो रह ही जाती है । इसीलिए यहां पहुचने 
तक बडा विलस्ब हो गया । रास्ते मे कुछ भाइयो से पूछा, यहा से गाव 
कितनी दूर है तो कहने लगे--पाच कोस होगा। पांच कोस, याने दस 
सील | हम इसी अनुमान से चले थे पर यहां पहुचे तो दोपहर हो चुका 
था। पैर भी थोड़े-थोड़े जलने लगे थे | बुरी तरह से थक गए थे । गाव 
से दो मील पीछे एक छोटी-सी बस्ती आई और वहां एक किसान से 
पूछा--भाई ! गाव कितनी टूर है ? तो कहने लगा--यह्‌ बिल्कुल पा 
में हो है। पर वह पास ही इतनी दूर हो गया कि किसी तरह पूरा होता 
ही नही था | सचमुच थके हुए राही को थोडा मार्ग भी बहुत लग जाने 
लगता है। इसके साथ-साथ एक वात यह भी है कि जो अभ्यस्त हो 
जाता है उसे बहुत भी थोडा लगने लग जाता है । किसान जो प्रतिदिन 
पैदल चलते हैं जैसे उन्हें कोस-दो-कोस तो कुछ लगता ही नही । पर हम तो 
थककर इतने चूर हो गए थे कि उस दो मील के पथ को बड़ी कठिनाई 
से पार किया | एक साधु तो वहा जगल में ही एक पेड के नीचे सो गए 
थे । आचार्यश्री को जब यह पता चला तो उन्होंने झट से एक साधु को 
पानी लेकर उन तक पहुंचाने का आदेश दिया | 

करीब एक बजे हम भिक्षा के लिए जा रहे थे । मार्ग मे पैर जलने 
लगे तो एक वृक्ष की छाया के नीचे खड़े हो गए । इतने मे एक वृद्ध 


१०७ 


किसान अपना ऊठ लिए उघर झा निकला । हमें देखकर वह रुक गया 
और कहने लगा आज तो हमारे गाव में बहुत साधु झा गए । मैंने कहा-- 
हवा, आज तुम्हारे गाव मे बहुत बडे झ्राचायं आए है । तुमने उनके दर्शन 
'किए या नही ? 

किसान--नही मैंने तो उनको कभी नही देखा | 

मैं-आ्राज भी नही देखा ? 

किसान--नही । 

मैं--क्यो ? 

किसान--इसलिए कि जिस घर मे झ्राचायंजी ठहरे है उस घर के 
लोगो से हमारा वर है तव हम वहा कैसे जा सकते है ? 

मैं--पर वैर तो लोगो से है आचार्यश्री से तो नही है ? उनके दर्शन 
के लिए क्यों नही जाते ? 


किसान--हा यह तो आप ठीक कहते हैं सत तो परमेदवर से भी 
बढ़कर होते हैं ओर यह कहते-कहते उसने एक कहानी प्रारम्भ कर दी । 

एक गाव मे एक बनिया था । घर का भरा पूरा था। स्वास्थ्य भी 
अच्छा था। पत्नी भी वडी गुरवत्ती थी । पर उसके कोई पुत्र नही था। 
वनिया इस चिंता से वडा दुखी रहा करता था । उसने ब्रह्माजी से वडी 
प्रार्थना की पर उन्होने उसे स्वीकार नहीं किया। एक बार भ्रकस्मातू 
“वारद भुनि उसके घर पहुच गए। उसने उनकी वडी श्रावभक्त की 
नारदजी उससे सतुष्ट हो गए और कहने लगे--वोल भाई ' तुम्हें क्या 
चाहिए ? उसने बडी नञ्अता से कहा--भगवन्‌ ! आपकी पा से मुझे 
सब कुछ प्राप्त है । मैं पूर्णा संतुष्ट हू । पर देव ! मेरे कोई सतान नहीं है। 
यह चिंता मुझे रात दिन सताती है । नारदजी को उस पर दया आ गई 
और कहने लगे--अ्रच्छा मैं इसका प्रयास करूगा और वे पुन' स्वरगंधाम 
को ओर लोट गए । बहा जाकर उन्होने ब्रह्माजी से निवेदन किया-- 


श्ष्द 


देव | मर्त्यलोक मे अमुक वनिया सतो का वडा भक्त है पर उसके 
कोई सतान नही हैं। भ्रत आप कृपा करके उसे एक पृत्र का वरदान 
दीजिए | ब्रह्माजी थोडे मुस्कराएओर वोले--तारद | तुम्हें इसका पता 
नही है । इसके सतान का योग नही है तब में उसे संतान कैसे दे सकता 
हू ? नारदजी कुछ वोल नही सके चुप रह गए । 


इस प्रकार वहुत दिन बीत गए । एक बार फिर एक मुनि उसके 
घर भिक्षा के लिए आए । वह धर्मात्मा तो था ही श्रत उनकी बडी 
प्रावभक्ति की । वे भी उससे सतुष्ट हो गए और कहने लगे--वोलों 
बेटे | तुम्हे क्या चाहिए ? उसने पुन अपनी चाह मुनि के सामने प्रकट 
की तो मुनि ने उसे त्तीन बार वरदान दिया कि तुम्हारे पुत्र हो जाएगा । 
फलस्वरूप उसके तीन पुत्र हो गए । एक दिन फिर नारदजी घूमते-घामते 
उधर झा निकले तो उन्होने देखा--यहा तो वच्च आनन्द से खेल रहे 
है। उनके प्राइचर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा झौर व वनिये से सारी 
बातें पूछने लग। वनिये ने सारा वृतान्त सरलता से उनके सामने प्रगट 
कर दिया । नारदजी पुनः ब्रह्माजी के पास गए और कहने लगे--- 
आप तो कहते थे कि उस बनिये के एुत्न का योग नही है तव ये पुत्र कैसे 
हो गए ? ब्रह्मानी ने कहा--नारद ये पुत्र मैने थोडे ही दिए थे। ये 
तो श्रमुक ऋषि ने दिए थे । नारदजी का सिर झसी क्षण ऋषिजी के 
चरणों मे कुक गया और वे कहने लगे--सचमुच ऋषी परमात्मा से भी 
बढकर होते है । सो महाराज ! साथु तो महान्‌ ही होते है उनके दशंन 
तो करने ही चाहिए पर में वहा कंसे जा सकता हू ? 


मैं उसकी अज्ञता और विज्ञता दोनों को एक साथ देख रहा था। 
मैने देखा भारत में श्रव भी साधुओं का कितना सम्मान है ”? इस कहानी 
में भले ही कोई विश्वास करे या त करे पर इसमे साधुझो के प्रति जितवा 
आ्रादर-भाव है उसे तो मानना ही पडेगा। श्रत यद्यपि साथ वाले सभी 


१०६ 


संत वापिस चले गए थे पर मैं उस श्रद्धालु से बातें करने का मोह नहीं 
छोड सका । मैंने उसे फिर आचार्यथी का परिचय दिया और समक्ाया 
कि तुम्हें जाकर आ्राचायंश्री के दर्शन करने चाहिए। वह केवल इसीलिए 
ही नही कि आचार्यंश्री महान्‌ है और उनसे बहुत कुछ प्राप्त हो सकता 
है। पर इसलिए भी कि वहा जाने से मकान मालिक के प्रति उसके मन 
में जो तीत्र वृणा वैठी हुई है वह भी कम होगी । मैं नहीं जानता उस 
श्रद्धालु ग्रामीण ने जिसका मैं नाम नहीं जानता फिर वैसा किया या 
नही, पर उसने वहा जाना स्वीकार किया था। यह मैं प्रवश्य कह सकता 
हैं भर मुर्के विश्वास है जितनी कठिनता से उसने मेरे सामने हामी भरी 
थी बह उसका तिरस्कार नहीं कर सकता । 


हम वहा जिस मकान में ठहरे थे वह एक राईका जाति का मकान 
था। साधारणतया लोग उन्हें नीच और घृणित सम कर उनसे बचना 
चाहते है । पर श्रव उनके मन में भी इसकी प्रतिक्रिया होने लगी है । उन्हे 
अपनी जाति पूछने पर एक बहन ने बताया--हमारे लोग राजा के बरा- 
बर,वबैठते ह। हम भी आधे सिहासन के भागीदार है। मैंने उनसे पूछा क्यों 
वहनो ! तुम जानती हो प० जवाहरलाल नेहरू कौन है ? तो हस कर 
कहने लगी--वाबाजी ! हमे वया पता पडितजी कौन है ? हमारे लिए 
तो अपना घर ही काफी है 

“मैं--क्या तुम कभी शहर (लाडनू) भी नहीं गई ? 

बहनें--नही । हमारे लिए तो अपना घर ही शहर है । 

मैं---क्या तुम जानती हो श्राजकल हिन्दुस्तान मे राज्य कौन करता 
है? 

बहनें -हा काग्रेय का राज्य है। 

मैं--तुम्हे कांग्रेस के राज्य मे अधिक सुविधाएं मिली कि राजाश्रो के 
राज्य मे ? 


१६० 


बहनें--काग्रेस के राज्य मे सुविधाएं कहा है ? वह तो हमसे लगाने 
भी अधिक लेती है । 

मैं--पर क्या काग्रेस ने तुम्हारे गाव मे स्कूल नही बनाई ? 

बहनें--पर इसमे क्या ? वह रुपया तो हम लोगो से ही लेती है । 
हमे वापिस तो वह बहुत ही कम देती है । अ्रधिकतर रुपया तो शहरों 
मे ही ख् किया जाता है या राजकमंचारी उसे खा जाते हैं। श्रतः हमें 
उनसे क्या लाभ ? 

मैं न तो काग्रेस का समर्थेन करना चाहता हू न श्रसमर्थेन ही | पर 
इसके बारे में गावो मे क्या विचार हैं यह प्रासगरिक रूप से आ गया तो 
मैंने उसका विवरण दे दिया । इसके सिवाय आज हमने अत्यन्त निकट 
से प्रामीण लोगो की देनिक चर्या देखी तो ऐसा लगा भ्रभी तक प्रकाश 
वहा से बहुत दुर है । स्त्रिया प्राय. भ्रशिक्षित हैं। पुरुष नदेेवाज है भौर 
श्रम से बचना चाहते हैं । बच्चो की शिक्षा की ओर जरा भी ध्यान नही 
दिया जाता । जनसख्या द्रुत गति से बढ़ रही है। कपड़े फटे हुए आर 
मैले हैं। घर में कोई व्यवस्था नही है। माताए छोटी-छोटी बातो पर 
गुस्सा हो जाती है और बच्चो को पीट देती है। बच्चे व्यर्थ ही इधर- 
उधर दौडते रहते हैं । मोटरें भ्रभी तक यहा कुतूहल का कारण बनी हुईं 
हैं। उन्हे देखते ही बच्चे उनके पीछे दौडने लगते हैं। स्त्रिया अपने बड़े 
पुरुषों से बात नही कर सकती । पर्दा तो रहता ही है । किसी को बुजुर्गों 
से कुछ पूछना भी होता है तो बीच मे किसी दुभाषिए की श्रावरयकता 
रहती है । बच्चे दिन भर खाने की रट लगाये रहते हैं। इतना होते हुए 
भी उनके आचरण श्रच्छे हैं। उनमे साधुझो के प्रति श्रद्धा कूट-कूट कर 
भरी हुई है। साधुओं को वे अपने माता-पिता की दृष्टि से देखते है। 
श्रतिथि का सत्कार करते हैं । आए हुए लोगो को न केवल स्थान ही देते 
हैं श्रपितु भोजन की भी मनुहार करते है। पर फिर भी उनमे सश्यता 


१६९ 


देखनी है तो उसके लिए बडे प्रयास की आवद्यकता होगी | विधान सभा 
में कुसियो पर वैठ कर उनमे कार्य चही किया जा सकता। जब बड़े लोग 
ग्रामीण क्षेत्रों को महत्व देंगे तब ही वहा सुधार की कोई कल्पना की जा 
सकती है। पर आज तो सभी लोग दहरी क्षेत्रो की ओर दौड़ रहे हैं। 

कार्यकर्ता भी गावो भे रहना पसंद नहीं करते । ऐसी स्थिति मे केवल 
घर्चाओों से कैसे काम चलेगा ? धामिक दृष्टि से उन्नत होते हुए भी 
सामाजिक जीवन पिछड़ा हुआ है । 


२७-३-६० 


आचार्यश्री अगले गाव के लिए प्रयाणु कर चुके थे । एक भाई जय- 
्वोष' (नारा) कर रहा था--नई मोड को, दूसरे लोग कहने लगे- झआ्ाने 
दो । तो श्राचायंश्री जरा मुस्कराए और पीछे देखकर उनसे कहने लगे--- 
क्यो, है तैयारी ? केवल नारे ही लगाते हो या परिवर्तन भी करना चाहते 
हो ? वे बेचारे सकुचाये पर एक प्रेरणा भ्रवश्य मिली, देखे उसका क्या 
प्रभाव होता है ? 


नई-मोड की आजकल काफी चर्चा है। कल भी आचार्यश्री ने इस 
सबन्ध मे कुछ साधओो से विचार-विमश कर एक योजना बनाई थी । नए 
वर्ष का यह नया अभिननन्‍्दत था। उसका अभिप्रेत यही था कि समाज 
झ्ाज नाना रूढियो से ग्रस्त होकर अनीति की ओर अग्रसर हो रहा है, 
उसे रोका जाय । क्योकि व्यक्तिश परिवर्तत की श्राखिर एक सीमा होती 
है | उससे आगे बढकर वह अधिक नही चल सकता । बहुत सारी परि- 
स्थितियों मे उसे बाध्य होकर समाज के साथ चलना पडता है। भ्रतः 
सुधार का एक दूसरा मार्ग भी खोजा जाना चाहिए। जो व्यक्ति को 
समाज में रहकर भी साधना की ओर उन्मुख करता रहे | उसे ही नई 
मोड के द्वारा आचायंश्री चिह्नित करना चाहते है। ताकि व्यक्ति पर 
व्यर्थ लदी हुई रूढिया उसकी गति को व्याहत नहीं कर सके । 


एक दूसरा अभिप्रेत भी उसका है और वह यह कि कुछ ऐसी रूढिया 
जो जैन सस्क्ृति के साथ सम्पर्क नही रखती उनका भी उन्मूलन करना 
ब्चाहिए । क्योकि नया प्रकाश जिस गति से होता जा रहा है उस गति से 


१६३ 


यदि सस्कृति को भी सत्व-सयुक्‍ता नही बनाया गया तो वह टूट सकती 
है। एक प्रसंग उसके लिए आया--विवाह प्रसग पर अग्नि के साक्ष्य के 
स्थान पर स्वास्तिक साक्ष्य क्या काफी नहीं होगा ” अग्नि-साक्ष्य जहां 
वैदिक सस्कारो का परिचायक है वहा स्वास्तिक साक्ष्य जैन भगल अ्ववोध 
का सकेत है। तो क्या जैन लोग इस साक्ष्य को नही अ्रपना सकते ? भले 
ही भ्रग्नि साक्ष्य को वैधानिक मान्यता प्राप्त है पर स्वास्तिक-साक्ष्य को 
भी वैसा ही वनाया जा सकता है। इत सब आ्राघारो पर नई मोड का 
प्रासाद बनाया जा रहा है । 


४2८-३-६० 


झाज विहार कर झा रहे थे तो मार्ग मे जगल मे एक किसान और 
उसकी पत्नी हमे मिले । पास मे आते ही उन्होने हमे प्ररिपात किया 
उस अपरिचित युगल को देखकर हमारा प्ररंन सहज ही निकल पडा, कहां 
से आये हो भाई ? 

पुरुष कहने लगा--थही सामने हमारा गाव है। श्राचार्यंजी का 
दश्ेन करने के लिए आये है । 

हम--तब तो तुम बहुत दूर आ गये ? 

किसान--अरे ! हम दूर कहा श्रा गये है ? दूर से तो भाचायंजी 
श्रा रहे है । 


१४०० मील क्या कम .दूर है ? हमारे तो घर बैठे गगा भाई है। 
उसका स्वागत करने इतनी दूर भी नहीं आते ? हमने देखा तपस्या भें 
कितना प्रभाव है । श्रवर्य ही झाचार्यश्री बहुत दूर से चलकर आा रहे हैं 
उन्हे अनेको कष्ट भी उठाने पडे हैं पर जन-मानस पर इसका प्रभाव भी 
कम नहीं है । यही कारण है कि अनेको लोग यह समझ कर कि आचार्य- 
श्री इतना कष्ट सहन करते है तो हमे भी इसका थोडा-सा रसास्वादन 
करना चाहिए, पैदल चलने लग रहे है। बुड़ी-बुड़ी बहनें भोर छोटे-छोटे 
बच्चे भी इसीलिए उत्साह से आचायश्री के साथ पैदल चल रहे है । 


ग्रामीणों मे भी इस ओर अच्छा प्रभाव है। प्रायः लोग श्रद्धाशील 
हैं। पर असवर्ण लोग इस झोर बड़े ही बुके हुए हैं। भ्राज ही मैं और 


हे 

मुनिश्री मोहनलालजी कुछ काम के लिए अपरिचित घर मे वृक्ष की छाया 
के नीचे बैठने के लिए गृहस्वामिनी से अनुमति लेने लगे तो वह हडबडा 

और आद्वचयपूरवंक कहने लगी--महाराज | हम तो भाभी--अस्पृश्य 
ह। 

हमने कहा--वहन । तुम भाभी हो तो क्या मनुष्य तो हो ? 

वबहन--हा, मनुष्य तो है पर आप हमारे स्थान पर कैसे 5हर सकते 
है? 

हम--क्यो इसमे क्या श्रापत्ति है? वह और भी दग रह गई 
यह समभ कर कि श्ञायद महाराज हमारी जाति से श्रपरिचित हैं । 

कहने लगी--महाराज ! हम तो अछत है। 

हमने कहा--वहन  अछूत झ्रादमी होता है कि उसकी बुराइयां ? 

बहन - भ्रछृूत तो महाराज वुराइया ही होती है पर हमारे गुरू तो 
हमे यही समभाते है कि तुम शूद्र हो श्रत तुम्हें सबर्ण लोगो से दूर रहना 
भाहिए ! ब्राह्मण, वैश्यो से दूर रहना चाहिए । इसलिए महाराज हम' 
झापसे कह रहे हैं । भाप यहा हमारे घर कैसे ठहरेंगे ? 

हम--नही बहन ! हम लोग मनुष्य मनुप्य मे भेदभाव नही करते | 
धर्म तो मनृष्य को मिलाना सिखाता है, तब उसमे भेदभाव कैसा ? इस- 
लिए श्रगर तुम्हारी अनुमत्ति हो तो हम यहा कुछ देर ठहरना चाहते है । 

वहन--खुझी से ठहरिए महाराज ” हमे इसमें क्या श्रापत्ति है ? 
हमारे तो अहोभाग्य है कि श्राप हमारे घर को पवित्र करना चाहते है ॥ 
पर महाराज ” आप इसका ध्यान रखियेगा कि कोई आपको किया-चूक 
नही कह दे । 

हम--हमे इसकी परवाह नहीं है | भ्रच्छा काम करते हुए भी यदि 
कोई बुरा मानता है तो हम उसका क्या कर सकते है ” और हम उसके 


१६६ 


सकान में ठहर गये। इधर-उधर से झाते हुए भाई हमे बडी शका की दृष्टि 
से देखने लगे । समभने लगे कि महाराज कहा बैठे हैं ? पर हमे उनकी 
कोई परवाह नही थी। कुछ बहनो ने तो जो स्वय मेघवाल थी हमे कहा 
कि महाराज ! यह तो भाभियों का घर है पर हममे उन्हे समझाया तो 
वे समझ गईं और हम श्रपता काम करते रहे । 

बीच-बीच में गृहस्वामिनी जो एक प्रौढ महिला थी चर्चा छेड देती--- 
महाराज | आपके गुरू कौन हैं ? 

हम- हमारे गुरू झाचार्यश्री तुलसी हैं जो भाज यहा तुम्हारे गाव मे 
आये-हुए हैं । क्या तुमने उनके दर्शन नही किये ? 

बहुन---नही । 

हम--कक्‍्यो ? 

बहन---इसलिए कि हम नही जानते कि वहां जाने का हमास अ्धि- 
कार है या नही । 

हम--वहा तो सबका अधिकार है और वह साधु ही क्या जो मनुष्य 
को अछूत कहकर उसका तिरस्कार करे । 

बहन--पर क्या आचाय॑श्री हमसे वोलेंगे ? 

हम--वयो नही ? तुम कहोगे तो हम तुम्हारा परिचय आचार्यश्री 
से करा दें । 

बहन---तब तो महाराज आचार्यश्री बडे पहुचे हुए महाराज हैं। 
हमारे गुरू तो ऐसे नही हैं। वे हमारे से रुपये पैसे भी लेते है और अछूत 
कहकर हमारा अपमान भी करते हैं। 

हम---तव तुम उनको ग्रुरू मानते ही क्यों हो ? 

बहन--तो क्या करें महाराज ! निगुरे (विना ग्रुरू वाले) की गति 
ही जो नही होती । 

हम--ऐसी वात नही है हमारी दृष्टि से तो निगुरे की तो फिर भी 
गति हो सकती है पर कुगुरे की गति नहीं हो सकती | भल्रा वह क्या 


६९६७ 


गुरू जो अपने पास पैसे रखे और तुम्हारी भी यह कमजोरी है कि तुम 
उन्हे गुरू माने हुए हो । वह तो श्रपना प्रभाव जमाने के लिए तुम्हे सव 
कुछ कहेगे पर तुम्हे तो आख खोलकर देखना चाहिए । 

बहन--तो क्या आचायंश्री हमे अपना शिष्य बनाएंगे ? 

हम--क्यो नही ? पर एक वात है गुरू बनाने के पहले तुम्हें उनका 
पूरा परिचय भ्राप्त करना चाहिए। उनके क्या आचार-विचार है इसका 
अध्ययन करना चाहिए | फिर भ्रगर तुम्हे वे अच्छे लगते है तो उन्हे गुरू 
रूप से स्वीकार कर सकते हो । भर श्रच्छा तो यह हो कि तुम भ्रपनी 
जाति के सभी लोग मिलकर आचार्यश्री से विचार-विमर्श करो । 


वह वेचारी उसी समय धूप मे दौडी और अपनी जाति के पाच-चार 
मुखियो के पास गई उनसे कहा--हमे आचाययेश्री के पास चलना चाहिए। 
थोडी देर मे वापिस लौटी तो हमने पृछा--व्यों क्या हुआ वहन 


कहने लगी--अभी तक हमारे लोग इसके लिए तैयार नही है । 
उनके मन मे हैं कि आचायंश्री को गुरू बनाएगे तो वे हमे जरूर कुछ न 
कुछ खाने पीने की चीजें छुडाएगे । वह हमसे हो सकता नही | तब उनके 
पास जाने से क्या लाभ ? 


हम--पर तुमको यह किसने कहा कि तुम आचायंश्री को गुरू ही 
बनाओ । पहले विचार-विमश तो करो | 


बहन--पर हमारे लोगो में अभी तक उनके पास जाते मे सकोच है । 


हम--यह सकोच तो मिटाना हो चाहिए। उसने फिर थोडा प्रयात्त 
किया पर चूकि आचार्यश्री को जल्दी ही झ्रागे के लिए प्रयाण करना था। 
अत. वे लोग समय पर नही पहुच सके । इसीलिए श्राचार्यश्री से उनकी 
बातचीत नही हो सकी । फिर भी कुछ लोग आचार्यंश्री के दर्शन करने के 


श्€्द् 


इलिए आये थे । उस बहन से भी हमारी अनेक विषयो पर वातें हुई थी । 
हमने पाया वह भ्रशिक्षित अबश्य थी पर असमभझक तही थी। हम वहां 
'जितनी देर ठहरे उसने हमारा बडा स्वागत किया ) अत में थोडी देर के . 
निवास से जो हमारे मत पर प्रभाव पडा वह यह था कि--ये लोग अपने ६ 
आप मे दबे हुए है उन्हे उन्‍तति की ओर अग्रसर करने के लिए बहुत बड़े 
कऋ्रान्तिकारी कदम की झावद्यकता है। 


२९-३-६० 


गाव से पानी तालाब का आता है श्रत उसे साफ करने के लिए 
मैं एक फिटकरी का दुकडा लाया था । पर जिस व्यक्ति से मैं वह लाया 
था वह व्यक्ति न जाने कहा चला गया, मुझे वापिस नहीं मिला। श्रतः 
मुझे आचार्यश्री से पुछता पडा इसका क्या करू ? आचार्यश्री ने केहा-- 
तुमने उसका नाम नही पूछा ? 

मैं--नही नाम तो मैंने नही पूछा । मैंने समझा थोडी देर मे मैं उसे 
धापिस दे दूगा । 

आचाय भरी--यह ठीक नही है, किसी से कोई चीज लेनी पड़े तो 
उसका नाम जरूर पूछना चाहिए । खैर श्रव तो क्या हो सकता है ? श्रगर 
मिले तो उसकी खोज करना और नही मिले तो फिर किसी व्यक्ति को 
देना तो यह पडेंगा ही । 

इससे स्पष्ट है कि आचायेश्री छोटी-छोटी बातो को भो कितना महत्व 
देते है। भ्राज ही जब मै भ्ोर मुनिश्री मोहनलालजी एक-एक पैत लेकर 
ध्राचायंश्री को दिखाने गये तो झ्ाचायश्री ने मुनिश्ली मोहनलालजी से 
पूछा--किससे लिया ? 

उन्होंने कहा--जुहुमलजी घोडावत से । फिर मुझसे पूछा--तुमने 
किससे लिया ? 

मैने कहा--जुहुमलजी घोडावत से । 
हा तो आचार्यश्री एकदम पूछने लगे--एक व्यक्ति से दो पैन क्यों 

ए्‌ 7 


२०० 


मैंने कहा---एक तो उनका है तथा दुसरा उनके भाई का है, जो 
उनके ही पास था । अत. हमने दोनों पैन उनसे ही लिए है । 

आचार्य॑श्री की मुद्रा बदल गई और कहने लगे--हमे भ्रपती और 
से सावधानी बरतनी चाहिए। अधिक मूल्यवान पैन भी हमे नही लेने 
चाहिए । 

सध्याह्न मे जब यहा से विहार हो रहा था बहुत सारे ग्रामीण एकत्र 
होकर आचायेंश्री के पास आये भौर विविध प्रत्याख्यान करने लगे । 

इतने मे एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति की शिकायत करते हुए 
कहा--महाराज ! यह भाग बहुत पीता है अत- इसको भाग पीने का 
त्याग दिलवाता चाहिए । वह कुछ भागने सा लगा तो श्राचार्यश्री ने उसे 
ठहराते हुए कहा--दौडते क्यो हो ? हम तुम्हे बलपूर्वक तो कोई त्याग 
दिलवा नही रहे हैं। तुम्ही सोचो आखिर भाग पीने से क्‍या लाभ है ? 
बहू कुछ लाभ भी नहीं बता सकता था और भाग पीना छोड़ भी नहीं 
सकता था| अतः उसने कहा--महाराज ! मुभसे यह नही छूट सकती। 

आचार्यश्री--क्यो ” यह कोई रोटी थोडी ही है जो खाती ही पडे। 
यह तो एक नश्षा है जो तुम्हारी चेतना को आच्छन्न कर देता है। फिर 
भी वह तैयार नही हुआ । आचायेश्री ने उसे फिर समकाया--देखो भाग 
के कारण तुम्हारे प्रति लोगो मे कैसी भावनाएं हैं। सहसा उसके विचारों 
में एक सिहरन हुई और इतनी देर तक ना, ना कहने वाला व्यक्ति कहने 
लगा--अच्छा तो महाराज ' अब से भाग नही पीऊगा । 

आचार्यश्री--पर हमारे कहने से या सोच समझ कर ”? किसान-- 
खैर आपके कहने से तो कर ही रहा हू । पर आपने मुझे जो प्रेरणा दी 
है उससे मेरी आत्मा मे एक स्फुरणा हुई है और मैं आपको विश्वास 
विलाना चाहता हू कि भविष्य में मैं कभी भांग नही पीऊगा | 

इतने मे झाचायश्री ने शिकायत करने वाले व्यक्ति से पृछा---अ्ब तुम 


२०६ 


क्या त्याग करोगे ? पहला व्यक्ति बोल पडा--स्वामीजी इसे भाग 
पीने का त्याग करवाइये ) वह कुछ हिचकिचाने लगा तो आचार्येश्री 
ने कहा--अब पीछे क्यो हठते हो इसने तुम्हारी बात मान ली है तो तुम्हे 

भी इसकी वात को रखना ही पड़ेगा और उसी क्षण उसने भी आजी- 

वन भाग नही पीने की प्रतिज्ञा कर ली। उससे पहले एक सतो का भाषण 

तो हो चुका था | अत शव जैसे त्याग का प्रवाह खुल गया अनेक लोगो” 
ने अनेक प्रकार के त्याग-प्रत्यास्यान किये । 


३०-३-६० 


यद्यपि जमीदारी खत्म हो चुकी है पर उसका नज्षा तो अभी तक 
खत्म नही हुआ है । वैसे श्राय के साधन तो खत्म हो चुके हैं पर ठकुराई 
तो श्रमी तक खत्म नही हुई है। इसीलिए नव-तिर्माण की इस स्वरशिम 
वेला मे भी यहा ठाकुर साहव खूब जी-भर कर दराव पीते हैं। आज 
श्राचार्यश्री ने उन्हे उपदेश दिया तो सहसा उनका बोधाकुर प्रस्फुटित हो उञ 
पौर उन्होने जीवन-भर शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा कर ली । प्रवचन के 
बाद जब श्राचार्येश्री राजघराने मे औरतो को दर्शन देने के लिए गये 
तो स्त्रिया तो फूली नही समा रही थी। कहने लगी--आचायंजी ' आपने 
ठाकुर साहब की शराब छुडाकर हमारे घराने को वचा लिया । नहीं तो 
पैसे तो जाते सो जाते ही पर इज्जत पर भी पानी फिरता जा रहा था 
सो आज आपने हमको उवार दिया । स्पष्ट है कि भ्रशुक्नत-आन्दोलन की 
“गगावों मे कितनी उपयोगिता है । 


आचार्यश्री जब गांवों मे जाते है तो वहा जैसे नव जीवन हिलोरें 
लेने लगता है । नही तो भला बहिनो के लिए वाजारो में उपस्थित होने 
का कव भ्रवसर मिल सकता है | घूघट भर घर की चार दीबारी मे वद 
रहने वाली महिलाओ को जैसे उन्सुक्त वातावरण मे श्वास लेने का एक 
श्रवसर मिलता है। वे वाजारो और सार्वजनिक स्थानो मे आकर पुरुषों 
के साथ बैठ कर आचार्यश्री का प्रवचत सुनती है । उनके मधु से भी मधुर 
कण्ठो से जब भक्ति रस से आप्लावित सगीत-सरिता प्रवाहित होती है 
को एक बार तो श्रोता को ठिठक जाना पडता है। सचमुच ही भक्ति ते 


र्०३ 


उनके स्वरो मे एक प्रतिस्पर्ध्य शक्ति दी है जिसे शहरो के भ्रशुद्ध खाद्य 
और अप्राकृतिक वातावरण मे सुरक्षित रखना वहुत ही कम सभव है। 
इसीलिए आचार्यश्री भी भक्तिरससिक्त भजनो को सुनना पसद करते 
है और साथ ही साथ उनकी देशी रागिनी भी ग्रहण करते चले जाते हैं । 


उनके अतिरिक्त झावाल-वृद्ध पुरुषो मे भी एक नया उन्मेष उतर 
भ्राता है । बूढ़े आदमी जो घर में खाटो मे पडे रह कर अपने जीवन की 
अतिम राह देख रहे होते है वे भी लाठी के सद्दारे प्रवचन स्थल पर पहुच 
जाते हैं। सचमुच उस समय का दृश्य लेख्य नही है। वह दृश्य ही है । 
अत. देखकर ही जाना जा सकता है। 


रात्रिकालीन प्रवचन करके आचार्यश्री विराम हेतु श्रपने शयन-विस्तर 
पर झाए ही थे, पूरे अवस्थित भी नहीं हो पाये थे कि एक गाव के कुछ 
भाइयो ने उन्हे घेर लिया भौर भपनी मर्म-व्यथा सुनाने लगे। वे सव 
परस्पर विश्ेष-विदर्ध थे । अतेक विषयों को काफी लम्बी श्रवधि से लेकर 
उनमे मतभेद था। यही मतभेद श्रव तीक्ष्ण होकर मन-भेद का बीज 
बन गया भर वह भरसक प्रयत्न के उपरान्त भी निर्जीब नहीं हो रहा 
था। उस गाव के श्रावक समाज पर इस दृपित वायुमडल' का बहुत 
प्रनिष्ट असर पड रहा था। अन्दर ही भ्रन्दर यह मतभेद की खाई चौडी 
और गहरी होती जा रही थी । दल वदी ने अ्रपने पैर खूब लम्बे पसार 
लिये थे। गुण-दर्शन के उचित मार्ग को त्याग कर दोनो ही पक्ष दोष- 
दर्शन पर तुले हुए थे। प्रशस्य और इलाघनीय विटप को तो एकदम 
हो उसाड फेंका था। बिलकुल स्पष्ट वात मे छल्न और प्रपत्त दीखता । 
इस समग्र बबडर का परिणाम बहुत विकृत था । इसलिए आचायंश्री मे 
अपने मन में कुछ सुक्ष्म-सी भावना वना ली थी कि साधु-साध्वियो को 
श्ातुर्मासिक प्रवास के लिए वहा नहीं भेजना चाहिए | यह भावना जब 
थोडी प्रकाश मे आईं और उस गाव के धावक-समुदाय ने सुत्ती तो काफी 


२०४ 
बेदना हुईं तथा इसे निर्मुल बनाने का सत््‌ प्रयत्न हुआ । 


कल जब श्ाचार्यश्री का चान्दारूण आगमन हुआ तो उस गाव के 
लोग भी एकत्रित होकर वहा उपस्थित हुए भौर अपनी समस्या आचायंत्री 
के सम्मुख प्रस्तुत की । आचार्यश्री मे कहा--स्ाधु-सम्पर्क तो सस्कार- 
निर्माण, प्रात्म-मार्जन और गुर-वर्धन के लिए है । ये कार्य नही सघते है 
तो वहा साधुओं का कोई उपयोग नही । फिर व्यर्थ में ही वहा क्यो जाया 
जाए ? जनसाधारण की दृष्टि मे बात बहुत सीधी सी है। साधु आए. 
तो ठीक, नही भ्राए तो भी ठीक । उनको इससे क्या लगाव ? साधु-सतत 
कोई धन-सपत्ति थोड़े ही देते हैं। पर उप्र गाव के भाई इतने तथ्यानभिज्ञ 
नही थे । साधु सगति का यह निषेध उन्हें बहुत बड़े लाभ से वचित रहना 
दीखा भौर समय समय पर जो प्रकाश की रेखा मिलती है वह भी हाथ 
से जाती हुई दृष्टिगोचर हुई। तब उनकी भ्रन्त पीड़ा का पार न रहा । 
एक भज्ञात भय से काप से गए और वर्षावास के लिए भनुनय-विनय करने 
लगे । बहुत देर तक बसा करते रहे । उनकी भक्ति का प्रवाह जब वह 
रहा था उस समय भेरे मन मे एक विचार आया कि “रात का समय है, 
काफी दूर से झाए है। पत्ता नही ये यहा सोएगे या वापिस जाएगे भौर 
इनके सोने का क्या प्रवन्ध है ? कोई भी तो चिता इनको नहीं सता रही । 
साधुओ्रो के सम्पर्क से ऐसा उन्हे क्या मिलने वाला है ”” यह विचार चल 
ही रहा था कि गहराई से उठा हुआ दूसरा विचार इससे ग्रा टकराया 
कि परमार्थ के लिए है। अपने लिए ही नहीं परहित के लिए है, भावी- 
तिर्माण[ के लिए है भौर सन्तति कल्याण के लिए है ।” उतकी इस उदात्त 
भावना का ध्यान आया तो अनायास ही भारतीय श्रात्मा की उच्चता के 
प्रति सन्‍्मात के भाव उभर झाए और मस्तक श्रद्धावतत हो गया । 


वितती अब भी चालू थी, आाचायंश्री कुछ भी नहीं कह रहे थे | वे 
पहले इस मतमुदाव को मिठाना चाहते थे प्रौर आपस के कह का 


२०५ 


उपश्मन चाहते थे जो कि अनेको वखेडो और व्यथाओ्रो का जनक था। 
आचार्यश्री बहुत स्नेहिल स्वर से सवको समझा रहे थे और हृदय-मिलन 
का वातावरण विनिमित कर रहे थे । रात के करीब वारह वज चुके थे | 
सत प्राय सो चुके थे और वाकी शयन की तैयारी मे थे । आज आचार्यश्री 
यहा करीब बारह मील की यात्रा करके श्राए थे । तव भी उन्हे विश्राम 
के लिए ब्रवकाश नही था । वे श्रव तक निरन्तर कार्य निरत थे। इस 
अऋमट को मिटाने में इतनी अधिक रात जाने पर भी उन्हे उसी श्रध्यवसाय 


से निमग्न देखकर भनायास ही भरत हरि की सूचित मेरे अघरो पर नाच 
उठी । 


“मनस्वी कार्यार्थी न गणायति दुख न च सुखम्‌” 


३१०३-६० 

यहां बहुत पुराने जमाने से जैन समाज का एक कोप चला आता 
है। जिसका समय-समय पर जैन समाज के लिए उपयोग होता है । पर 
कुछ वर्षों पहले एक ऐसी अप्रिय घटना घटित हो गई कि अन्ततः न्याया- 
लय के द्वार खटखटाने पडे । घटना यह थी कि कोष की दो कूुजिया श्री 
जो एक स्थानकवासी समाज के लोगों के पास रहती थी तथा दूसरी 
इवेताम्बर मूर्तिपूजक लोगो के पास । किसी को अर्थ की आ्रावदयकता 
होती तो दोनो इकट्ठे होते शौर उपयुक्त राशि उसमे से निकाल लेते । 
एक वार र्वेताम्वर मूर्तिपुजक लोगो को कुछ भ्रर्थ की झ्रावप्यकता हुई 
तो आपसी संघर्ष के कारण स्थानकवासी भाई उस समय उपस्थित नहीं 
हुए। पीछे से मूतिपुजक भाइयो ने अपनी कुजी से भडार खोल लिया 
तथा उसमे से श्रपनी आवश्यकता के अनुरूप अर्थ निकाल लिया। तब 
फिर क्या था ? सानो श्रग्ति मे घी पड गया और सारा समाज उद्देलित 
हो उठा । आपस में तनातनी वढ गई आपसी समभौते की आशा क्षीण 
होने लगी । मामले को न्यायालय तक पहुचाना पडा | किन्तु वहा जाकर 
वह और भी उलक गया। दोस्तो ओर से दस-दस, पन्द्रह-पत्द्रह हजार 
रुपये व्यय हो गये । आखिर सुलकाव कोई नही हुआ । दोनो ओर के लोग 
तंग थे। भला एक ही प्माज के सदस्य आपस में इस प्रकार लडें इससे 
बढ़कर लज्जाजनक वात और क्या हो सकती है ”? और वह भी घामिक 
सम्बन्धो को लेकर । अ्रथ का ही प्रइत था। अतः दोनो ने मिलकर फिर 
एक पचायत की । पचो ने निर्णय दिया कि आज से भडार की कुजी 
एक ही रहेगी । वह न स्थानकवासी समाज के पास रहेगी और न मुर्ति- 


२०७: 


पूजक समाज के पास | श्रपितु तेरापथी लोग जो तटस्थ है उनके पासः 
रहेगी । किसी को यदि किसी वस्तु की श्रावश्यकता हो तो अपनी समाज 
के दो प्रतिनिधि इधर से आ जाय और दो प्रतिनिधि उधर से बुला ले फिय 
जैसा वे तेरापथी भाई उचित समझेंगे वैसा करेंगे । उसी दिन से वह कुजी 
झाज तेरापथी भाई उग्मराजजी के पास है । जो अपने उत्तरदायित्व 
को योग्यतापूर्वक निर्वाह करते हैं। वे स्वय आज उपस्थित थे | उन्होने 
ही अपने मुह से यह सारा वृत्तान्त आचारयेश्री को सुनाया । 


रात्रि में स्कूल के प्रागण मे सार्वजनिक प्रवचन हुआ जिसमे शहर 
के अनेक प्रतिष्ठित नागरिक तथा अधिकारी उपस्थित थे। प्रवचन के 
भ्रत मे कहने लगे--हमने अनेक वार आपका नाम सुना है पर इसके 
साथ शआ्रापके विरोध मे भी कम नही सुना है। अनेक वार मन मे झाता 
है कि लोग आपका विरोध क्यो करते हैं? पर आज झापका प्रवचन 
सुनकर यह समभ में आया कि अरुक्नत-आन्दोलन के कारण ही भ्रापका 
बहुत श्रधिक विरोध होता है। आप आन्दोलन को लेकर द्रूत गति से 
साधु समाज में आगे भरा गये । श्रत दूसरो के लिए सिवाय विरोध के और 
शेष रह ही क्या सकता था ? 


"२-४-६७० 


भध्याह्न मे बरगद की ठडी छाया में प्रवचन का आयोजन किया 
जया था। ब्राह्मणों से लेकर किसानो तक सभी वर्णों और पेश्ो के 
लोग सभास्थल में उपस्थित थे। आचार्यश्री भी निश्चित समय पर सभा- 
स्थल पर पहुच गये थे। पर वहा जाकर देखते हैं तो आगे का सारा 
“स्थान तो बनिये लोगों ने रोक रखा है । किसान तो वेचारे दूर तक एक 
किनारे खड़े हैं। अतः यहा झ्रासन पर बैठते ही आचायंश्री ने कहा--हमारी 
सभाएं सार्वजनिक सभाए है। उसमे पक्ति भेद नहीं होना चाहिए । मैं 
नही चाहता केवल बनियो को ही अपने विचार सुनाऊं | अपितु मेरी 
कामना है कि सभी लोग विना किसी भेदभाव के मेरे विचारों को सुनें । 
पर लगता है जैसे श्रागे बैठने का श्रधिकार केवल बनियो को ही रह 
गया है । किसान तो वेचारे जैसे अ्रमनधिकृत होकर एक और छड़े हैं। मैं 
यह अलगाव नही देखना चाहता। यह तो एक ब्रह्म-भोज है। इसमे 
सभी लोगो को समान रूप से भोजन करने का निमनत्रण तथा अधिकार 
रहता है। श्रत जो किसान भाई पीछे खडे है उन्हे यह नही समझता 
चाहिए कि वे आगे नहीं आ सकते । साथ-ही-साथ आगे बैठे भाइयों से 
भी मैं यह कहना चाहुगा कि सारे स्थान को उन्हे अ्रवगाहित नही करना 
चाहिए । किन्तु अपने किसान भाइयो को भी अपने समान अवकाश देकर ६ 
प्रवचन सुनने का लाभ देना चाहिए। सारे मनुष्य भाई-भाई है अतः 
हम सबका कतंव्य है कि हम स्वय उठें तथा दूसरो को उठाने का 
प्रयत्न करें । 


२०६ 


यह सुनकर कुछेक किसान भाई जिनके लिए श्राग्रे के लोगो ने 
स्थान कर दिया था भागे थ्राकर बैठ गये | पर फिर भी कुछ भाई आगे नही 
झा रहे थे। आचार्यश्री ने प्रवचन आगे नही चलाया । फिर कहने लगे--- 
शायद हमारे कृषिकार बन्धु इस सशय मे हो कि उन्हे आगे बैठने का 
श्रधिकार है या नहीं? पर यहा तो सभी लोगो के लिए एकसमान 
अधिकार है । 


इतनी प्रेरणा पाकर आखिर सारे ही किसान वधु आगे भरा गये 
और सभी लोगो के साथ बैठकर प्रवचन सुनने लगे। आचायंश्री ने एक 
तृष्ति का श्वास लिया शौर कहने लगे--मुभे ऐसी ही सभाओ मे प्रवचन 
करने मे भानन्द भाता है जिसमे किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो । 


प्रवचन मे आचायेश्री ने एक प्रसग पर कहा--/हम आज इतनी दूर से 
चल कर आ्ाए है भ्रत कुछ लोग कहते हैं श्राप आराम कीजिये । पर हमने जिस 
गाव की रोटी खाई है उसका कुछ-न-कुछ तो प्रतिदान करना ही चाहिए । 
मैं इसे बदला तही मातता हू कि साधुओं को प्रतिदान करना ही चाहिए । 
किन्तु शारीरिक दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि परिश्रम के बिना भोजन 
आखिर पच कैसे सकता है ? श्रौर साधु की तो परिभाषा ही यही है कि 
“साध्नोति स्वपरकार्यारि जो अपने श्र पराये दोनो का हित-साधन 
करता है वही साधु है। इसलिए भले ही मैं चलकर आया हु; उपदेश देना 
मेरा धर्म है और वह मुझे निभाना हो चाहिए ! लोग कहते हैं आप आज 
हो तो भाये है और भ्राज ही चले जाएगे । पर हमारे सामने प्रश्न समय 
का नहीं काम का होता चाहिए। मैंने तो भ्रपने जीवन का एक लक्ष्य ही 
बना लिया है कि “समय कम और काम ज्यादा” | 


एक भ्रइन के उत्तर में कि “आप किस धर्म को श्रच्छा मानते हैं ? ” 
आ्राचायंश्री ने कहा--यध्षपि जैन धर्म के प्रति मेरी अगाघ श्रद्धा है पर 


२१० 


सबसे अच्छा धर्म मैं उसे ही मानता हूं जो व्यवहार मे उतर आ्ाये। 
व्यवहार मे आकर धर्म किसी सम्प्रदाय विशेष का नहीं रहता भ्रौर सच 
तो यह है कि पुस्तकों का धर्म आंखिर काम भी क्या झा सकता है ? ध 
काम वह धर्म ही भरा सकता है जो जीवन में उत्तरे। वहुत-से लोग मुझे ॥ 
'पूछते हैं आप हिन्दू हैं या मुसलमान, ईसाई है या पारसी ? पर मैं अपने 
को क्‍या वताऊ ? मैं तो हिन्दू भी हू, मुसलमान भी हू, ईसाई भी हूं और 
पारसी भी। क्योंकि मैं तो सभी धर्मो का उतना ही आदर करता 
हूं जितना अपने-अपने धर्म का सभी लोग करते हैं। एक वार मैं अजमेर 
दरगाह मे गया था। द्वार पर पहुंचा ही था कि एक पीर साहव सामने 
आये और बड़े प्रेम से मुझे श्रन्दर ले जाने लगे। कहने लगे--श्रन्दर 
आइये, पर एक काम आपको करना पडेगा। आप जरा झपना सिर 
खुला न रखें । थोडा-सा कपडा इस पर डाल लीजिये । मैंने पूछा-क्यो ? 

कहने लगे--हमारा यह नियम है कि नगे सिर कोई भी दरगाह मे 
नही जा सकता | 

मैंने कहा--अ्रच्छा ! तव हम दरगाह मे नही जाएगे । हम न तो 
आपके उसूलो को भगर करना चाहते हैं और न अपने उसूलो को । 
श्रापका यह उसूल है कि आप नगे सिर किसी को नहीं जाने देते और 
हमारा यह नियम है कि हम सिर को ढकते नहीं। अत. हमारे 
दोनो के ही उसुलो की सुरक्षा के लिए मेरा अन्दर नही जाता ही उपयुक्त 
रहेगा | श्ागे हमारी बहुत सारी बातें हुईं पर यहां मुझे इतना ही कह 
देना है कि मैं मुस्लिम घर्म का भी उत्तना ही आदर करना चाहता हूं 
जितना जैन धर्म का । तथ मैं कैसे वताऊं कि मैं कौन हु ” इसीलिए यह 
कह सकता हू कि मैं तो हिन्दू भी हु, मुसलमान भी हू, ईसाई भी हू और 
पारसी भी हू । 


३-४-६० 


जैतारण एक वहुत प्राचीन गाव है। तेरापथ के इतिहास के साथ 
भी इसका गहरा सम्बन्ध रहा है। पर आज यहा साम्प्रदायिक भावना 
का एक जो उदाहरण सुनने को मिला वह सचमुच ही रोमाच कर देने 
थाला था । घटना यह थी कि यहा एक विदामी वहन नाम की तेरावथी 
चहन है । आज से लगभग १५ वर्ष पूर्व व्यावर के एक अन्य धर्मावलम्बी 
भाई के साथ उसका विवाह सम्बन्ध हुआ था । भश्रनेको आशा और उज्ज्वल 
भविष्य के स्वप्नो के साथ जब उसने ससुराल में पैर रखा तो सबसे पहले 
उसके सामने प्रइन झ्ाया कि उसे अ्रपना धर्म परिवर्तन करना पडेगा। 
हालाकि वह श्रौर उसका पति एक ही धर्म के दो सम्प्रदायों के अनु- 
गामी हैं, पर जहा निकटता होती है वहा प्रायः कटुता भी उत्तनी ही 
गहरी रहती है । भ्रत ससुराल वालो की ओर से यह दवाव डाला गया 
कि उसे हर हालत में अपना धर्म परिवर्तत करना ही पड़ेगा। इधर 
विदामी बाई भी अपने श्राप में दृढ़ थी । वह और सब कुछ करने के लिए 
तैयार थी पर अपने धर्मं को किसी भी मूल्य पर छोडने के लिए तैयार नही 
थी । इसीलिए सारे सम्बन्धो के यथावत्‌ होने के बावजूद भी पति के साथ 
उसकी नही पट सकी । उसने बहुत अ्रनुत॒व किया---मैं श्रापके घर मे आई 
हू, अत आप कहेंगे वैसा करने के लिए अस्तुत हू, पर धर्माचरण जैसे 
भवनों पर प्रत्येक व्यवित का अपना स्वतन्त्र श्रधिकार होता है। इस 
झ्रधिकार को मैं कभी भी खडित होने नही दे सकती । आप मुझसे चाहें 
जितना काम ले सकते है । रोटी कपड़े के लिए मै आपसे कोई श्राग्रह नहीं 
करती। पर आत्म-साधना के बारे भे श्रापका ही श्रनुकरण करूं, यह्‌ 


शश्र 


केवल मेरा ही भ्रपमान नही है अपितु सारी नारी-जाति का श्रपमान है; 

इसे मैं नही सह सकती । पर पति भी अपनी बात पर अटल था । उसे 
बिदामीबाई से और कोई भी अ्रपेक्षा नहीं थी। वह केवल एक हो बात 
चाहता था कि उसकी पत्नी को भी वही धर्म स्वीकार करना पड़ेगा 
जिसका श्राचरण वह कर रहा है। बढ़ते-बढते वात बढ गई भर यहा 
तक बढ़ गई कि विदामीवाई ने स्पष्ट शब्दों मे कह दिया--भले ही आप 
दूसरी शादी करलें मैं ग्रपवा धर्म नही छोड गी। मुझे अपनी बुझा (पिता 
की वहन)की तरह ब्रह्मचारिणी रहना स्वीकार है पर मैं अपने सम्यकृत्व 
को कभी नही छोड़ सकती । सम्प्रदाय के रग मे रगे हुए पतिदेव ने 
अन्ततः दूसरी शादी कर ली । बिदामी बाई परित्यक्ता होकर अपने पिता 
के घर रहने लगी। आज उसकी उम्र करीब ३० वर्ष की है पर फिर 
भी वह अपने पिता मगलचन्दजी के घर पर ही रहती है। बीच-बीच में 
वह अपने ससुराल भी चली जाती है पर अपनी सम्यक्त्व पर वह उतनी 
ही अटल है जितनी पहले थी । उसके मन मे न पति के प्रति विद्व ष है 
और न उनके धर्म के प्रति कोई आकर्षण । शाति पूर्वक वह अपना 
जीवन व्यतीत कर रही है। 


इस वृतान्त के बीच बिदामी बहन की बुआ का जो एक वृतान्त 
आया है वह भी एक विचिन्न घटना है । बचपन में उसे ससार से विरक्ति 
हो गई थी अतः अपने पिता से उन्होने निवेदन किया कि मैं सयम के मार्ग 
पर अपने चरण बढाना चाहती हू । किन्तु पिता इस बात को सुनते ही 
एकदम सहम गए और कहने लगे--नही पुत्री ! हमे ऐसा काम नहीं 
करना है । हमारा घर एक सम्पन्त घर है और मै नही चाहता कि एक 
सश्नान्त पिता की पुत्री साधुत्व ग्रहण कर घर-घर भीख मागती फिरे। 
झत मैं तुम्हे साधुत्व ग्रहण की आज्ञा कभी नही दे सकता । पर वह भी 
एक वीर महिला थी | उसने वार-चार अपने पिता को प्रसन्‍्त करने का 


२१३ 


प्रयत्त किया। पर अनेक प्रार्थनाओो के बावजूद भी उनकी आत्मा उन्हें 
साध्वी बनाने के लिए जरा भी विचलित नही हुईं । किन्तु वह वहन भी 
अपने सकल्प से कव डिगने वाली थी ? उसने प्रण कर लिया कि भले 
ही मुझे साधुत्व भाए या नही आए पर मैं जीवन भर ब्रह्मच्य का पालन 
करूगी । फिर भी पिता का दिल नही पसीजा । उन्हे यह स्वीकार था कि 
भले हो उनकी पुत्री ब्रह्मचारिणी रह जाए पर वह साध्वी बनकर घर-घर 
भीख मांगे यह उन्हे कभी सह्य नहीं था । फलत उसको साधुत्व नहीं था 
सका और वह ब्रह्मचारिणी रहकर धर्माराधना करने लगी । उन्होने जीवन 
भर अखंड ब्रह्मचयं का पालन किया और जैसा स्वाभाविक था उस 
तपस्या से उनका मुखमडल तपो-दीप्त हो उठा | गाव के सारे लोग 
यहा तक कि बडे-बडे ठाकुर भी उनसे प्रभावित रहते थे तथा उनका 
चरण स्पश करने में श्रपना कल्याण मानते थे । साधु-साध्वियो की भी 
वह बडी सेवा किया करती थी । इसीलिए मघवागरि[ की उन पर बड़ी 


कृपा रहती थी ! सचमुच तेरापथ का इतिहास इन्हीं वलिदानो का एक 
सजीव इतिहास है । 


५-४-६० 


चैत्र शुक्ला नवमी का वह स्वशिम प्रभात | उमड़ते जन समूह का 
उल्लास भरा ज्ोत! मधुरता व सरसता से ओत,ओत वातावरण । नि.सन्देह 
सुधरी के इतिहास का वह पुष्य दिवस था। तेरापथ के आ्राथ्व प्रवर्तक 
महान्‌ क्रान्तिकारी सत भिक्षु द्वारा अत श्रेयस्‌ के लिए जहा से तेरापथ 
के रूप भे एक क्रान्ति अभियान सप्रवर्तित किया गया था वह ऐतिहासिक 
नगरी सुधरी, आ्राचार्य भिक्षु के एतद्युगी अध्यात्म-उत्तराधिकारी, 
राष्ट्र के महान्‌ सत, अशुक्नत्त-आन्दोलन के प्रव्तंक आचाय श्री तुलसी 
के अभिननन्‍्दन मे हष॑ विभोर थी। क्या बच्चे, क्या वृढें सबके रोम-रोम 
में अनिर्वेचनीय आनन्द परिव्याप्त हो रहा था | झ्ाचाये प्रवर प्रात्तः सवा 
श्राठ बजे ठाकुर जैतर्सिहजी की छत्री मे पधारे। जहां “आचार्य भिक्षु 
अभिनिष्कमण समारोह” का आयोजन किया गया था। 


गाव के उपकठ में स्थित यह छत्री ठीक दो सौ वर्ष पूर्व आचाये 
भिक्षु द्ररा आत्म-हित के लिए उठाए गए कान्‍्त चरण के अ्रवसर पर 
उनके लिए इसी चेत्र शुक्ला नवमी के दिन विश्वाम-स्थली बन्रीथी। 
छत्री पर विशाल सभा-मडप निर्मित था | सगमरमर के पत्थर पर आचारये 
भिक्षु का जीवन-वृत्त उत्कीर्ण कर वहा आरोपित किया गया था। दो 
शताब्दियो के पश्चात्‌ होने वाले इस ऐतिहासिक समारोह की स्मृति मे एक 
स्मृति-स्तभ निर्मित किया गया था। उसमे एक सममरमर का पत्थर खचित 
था, जिस पर इस ऐतिहासिक उत्सव की आयोजना का उल्लेख था। 
साथ-ही-साथ आचाय॑श्री भिक्षु द्वारा तत्व विश्लेपण के रूप मे दिए गए 


२१५ 


मौलिक दुष्टान्तो के कला पूर्ण चित्र, उनके जीवन व विचार-दर्शन से 
सम्बद्ध आलेख पत्र छत्री के चारो ओर दिवारों पर लगाए गए थे । 

आचार्यश्री द्वारा प्रशात एव गभीर स्वर में समुच्चारित श्रागम वाणी 
से लगभग दस हजार जनता की उपस्थिति मे कार्यक्रम प्रारभ हुआ । 

आचार्यश्री ने इस अवसर पर अपना प्रेरक सदेश देते हुए कहा-- 
आज हमे सात्विक गे और प्रसन्नता है कि दो सौ वर्ष पुर का ऐतिहासिक 
अभि निष्क्मण समारोह मनाने के लिए हम उपस्थित है | अभिनिष्कमण 
का प्र्थ है--निकलनाी । किसी लक्ष्य के समीप जाना, प्रश्नजित होना । 
इतिहास बताता है कि गौतम बुद्ध का भ्रभिनिष्कमण हुआ था। घर से 
निकेल कर वे ६ वर्षो तक अन्य साधको के साथ रहे | फिर दूसरी वार 
अभिनिष्क्रमर कर उन्होने वोधि प्राप्त की। आचाय॑ भिक्षु ने भी दो 
वार अभिनिष्कमण किया। 5 वर्षो तक वे स्थानकवासी सम्प्रदाय में 
रहे । यह उनके पहले अभिनिष्कमण का परिणाम था। तदनन्तर बोधि 
प्राप्त कर उन्होने दूसरी वार इसी चैत्र शुक्ला नवमी को फ़िर अ्भिनिष्कमण' 
किया। उसके दो कारण थे--भ्राचार-विचार का मतपेद । श्राचार-विचार 
के शैधित्य से उनका मानस उद्देलित हुआ । उन्होंने अ्रपने विचार गुरू 
के सामने रखे। दो वर्षो तक विचार विनिमय चला । पर जब अत तक 
भी कोई सामजस्य नहीं बैठ सका तो उन्हे अ्भिनिष्कमण करना पडा । 
अभिनिष्कमर मतभेद को लेकर हुआ था, मन भेद को लेकर नही । 
उनके अनुयायी भी - यह स्वीकार करते है कि गुरू शिष्य भे परस्पर बडा 
प्रेम था। यह भी माना जाता है कि आचारयश्री रुघनाथजी के उत्तरा- 
धिकारी के रुप मे आचाये भिक्षु का ही नाम लिया जाता था | 

चैत्र शुक्ला नवमी को अभिनिष्क्रमण हुप्रा । विलग होने पर झ्राचार्य 
भिक्षु को रहने के लिए न स्थान मिला और न चलसे के लिए मार्ग ही । 
इसका कारण यह था कि शहर मे घोषणा हो चुकी थी कि कोई उन्हे 
रहने के लिए स्थान न दे । वह घोपणा सभव है इसलिए की गई हो कि 


११६ 


वे घवराकर पुन. लौट आए। आगे का मार्ग इसलिए अवरुद्ध था कि 
भयकर अधघड झा गया । दोनों ओर से अवरोध पाकर वे दमशान की इस 
ऊन्नी मे ठहरे। सभवत' उन्होने यह सोचा होगा कि एक दिन तो यहा 
श्राना ही है। श्रच्छा है पहले ही यहा का परिचय प्राप्त कर लें । 

जब आचार्य रुघनाथजी को यह पत्ता चला कि भीखणजी छत्रियो 
मे रुके हुए हैं तो वे वहा श्राए और कहने लगे--भीखर | याद रखना मैं 
लोगो को तुम्हारे पीछे लगा दूंगा । भीखणजी ने इसे गुरू का पहला 
प्रसाद माना और कहने लगे---यदि आप मेरे पीछे लोगो को लगा देंगे तो 
इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की भौर क्या बात हो सकती है ? दूसरी 
चात जो उन्होने कही--तुम आखिर जाकर जाश्ोगे कहा ? जहा भी 
जाओोगे वहा झ्रागा तुम्हारा और पीछा मेरा। आचाये भीखराजी ने 
'इसे गुरू का दूसरा प्रसाद मानकर कहा--यदि आप ही मुझे आगे करना 
चाहते है तो मैं भी क्यो न आगे होऊंगा ? भिक्षु स्वामी की भत्युत्पच्त- 
मति से रुघनाथजी पहले परिचित थे ही। श्राज ऐसी बातें सुनकर 
उन्हें बडा खेद हुआ । पर भिक्षु स्वामी तो अपने १३ साथियों के साथ 
सत्य की खोज में निकल चुके थे | वे जिस शोर चले, वही एक पथ बन 
गया। लोगो ने उसका नाम “तेरापथ” दे दिया | भिक्षु स्वामी ने इसका 
नियुक्त करते हुए कहा--है प्रभो | यह वुम्हारा ही पथ है। 

विलग होते ही उन्हें बाधाओं का सामता करना पंडा। उनका उल्लेख 
एक जगह उन्ही के शब्दों में इस प्रकार हुश्ना है--म्हे उणा ने छोड़ 
निसर्‌या जद पाच वर्ष तो पूरो अन्त पाणी न मिल्यो। घी चौपड तो 
कै छै । कपडो कदाचित वासती मिलती सवा रुपया री | जद भारमलजी 
कहता पछेवडी आपरे करो। जद हू कहतो एक चोलपट्टो थारे करो 
एक चोलपढ़टो म्हारे करो। आहार पाणी जाच कर सर्व साथू उजाड़ 
में परा जाता | रूखरी छायां मे आहार पाणी म्हेलता, अने आतापना 
लेता | झाथण रा पछे गाम मे आावता | इस रीते कप्ट भोगवता, कर्म 


२१७ 


ऋाटठता, म्हे था वात न जाखता महारो मारग जमसी । साधु साध्वी यू 
दीक्षा लेसी । पने श्रावक-प्राविका होसी। जाण्यो आतमा रा कारज 
परस्यां मर पूरा देस्यां । 
इसके बाद जब उनका मार्ग जमने लगा तो संगठन को प्राणवान्‌ 
बनाने के लिए उन्होंने कुछ सूत्र दिए-- 
१. शिष्य परम्परा का उन्मूलन--सव शिष्य एक आचार्य के हो । 
२- समसूत्रता--तमान कार्य पद्धति, एक ही मार्ग का अ्नुत्तरण । 
३. अनुशासन । 


आचाय॑ भिक्षु में विराट व्यक्तित्व के बीज प्रारम से ही थे । गृहस्थ 
अवस्था मे जब वे समुर्ल गए तब भोजन के समय सालिया गालियाँ 
गाने लगी। उन्होंने कहा--यह कैसा समादर ? मैं तो भोजन कर रहा 
हूँ भौर ये गालिया दे रही हैं। शौर वे भी भूठी । मैं कुरुप नही हु तो 
भी मुझे काला-कावरा बतलाती हैं श्लीर मेरा साला जो अयहीन है उसे 
श्रच्छा सुरूप बताती हैं। ऐसी भूठी गालिया मैं नही सुनना चाहता । 
यह कहकर वे उठ खडे हुए । आखिर लोगो ने वे गालिया बन्द करवाई 
तो वे पुन भोजन करने बैठे । 

वे सदा से ही रूढियो के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने एक जगह 
य्दें पर व्यय करते हुए कहा है-- 

“नारी लाज करे घणी, न दिखावे मुख न झ्ाख । 

गाल्या गावण बैठे जणा कपड़ा दिघा नहाक।” 

वे एक महान्‌ विचारक थे। अपनी विचार क्रान्ति को प्रकट करते 
हुए उन्होंने कहा-- 
१. सतृक्रिया सबकी अच्छी है, भले ही वह सम्बक दृष्टि की हो था 

मिथ्या दृष्टि की । 


२. धर्म जीवन-शुद्धि का मार्ग है, वह आत्मा से होता है, धन से नही । 


रे१८ 


३ सबसे बडा दान प्रभयदान है| 
४, सबको आत्म-तुल्य समक कर किसी का शोषण नही किया जाएँ, 

वह दया है । 

कुछ लोग उनके क्रान्ति मुलक विचारों को सह नहीं सके भ्रौर 
उन्होने उनका गलत प्रचार किया। उन्हे दान-दया का विरोधी ठहराया 
कही-कही उनके श्ननुयायियो ने भी उनके तत्वों को नहीं समझा तथा 
अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए उनका दुरुपयोग किया । तेरापथ के विकास 
के चार महत्वपूर्ण विकल्प है-- 
१ श्ाति। 
२. सहिष्णुता । 
३. विरोध के लिए शक्ति का व्यय न हो | 
४. कार्य से ही विरोध का उत्तर दो । 

इसलिए वह प्रतिदिन विकासोन्मुख है । अ्रभिनिष्कमण के अवसर 
पर हम भिक्षु स्वामी के विचारों का शत-शत अभिननन्‍्दन करते है तथा 
उन्हे फैलाने का दृढ संकल्प करते हैं । 

राजस्थांत के मुख्यमत्री श्री मोहनलाल सुखाडिया ने अपने 
भाषण के बीच आचाये भिल्षु के प्रति अपनी- श्रद्धा व्यक्त करते हुए 
कहा---'भ्राज से दो सौ वर्ष पूर्व आचार्य सिक्षु ने जो एक अध्यात्म-करन्ति 
की थी सचमुच अपने आप में वह एक महान्‌ अनुष्ठान था। वर्तेमान 
समय में उनके उत्तराधिकारी आचार्यश्री तुलली ने उसी ऋात्ति को 
झागे बढाकर देश के लिए एक महान्‌ कार्य किया है। कान्ति वास्तव मे 
बही है जो अपने पुराने मन्तव्यों को नया मुल्य दे सके, उन्हें युगानुकूल 
ढाल सके । हमे अपनी प्राचीन मान्यताझो को युग के अनुकूल ढालना 
होगा | तभी हम अपनी प्राचीनता की सुरक्षा कर सकेंगे ।' 

'आ्राचार्यश्री तुलसी ने अखुक्रत-आन्दोलन के रूप मे एक सर्वेहिताय 
कार्यक्रम देश के सामने रखकर वास्तव मे ही राजस्थान का गौरक 


श्प्€ 


बढाया है। हमे श्रपने आचार्य पर गौरव है। इस भ्रवसर पर जबकि देश” 
के भिन्न-भिन्न भागों से आकर लोग यहा उस महाधुरुष को अपनी 
श्रद्धाजलि समपित कर रहे है मैं उनसे यह कहना चाहगा कि उनके 
उपदेशो पर भी उन्हे ध्यान देना चाहिए । विना आचरण के श्रद्धा 
अकेली पगु है। 

राजस्थान के वित्त मन्‍्त्री तथा देश के प्रमुख गाधीवादी विचारक 
श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने अपने भाषण में कहा--आचार्यश्री के 
सान्निध्य मे जब भी कोई कार्यक्रम होता है मुझे उसमे उपस्थित रहना 
अच्छा लगता है। क्योकि आचायंश्री अहिसा के मूर्तिमान प्रतीक है।' 
आज भी यहा उपस्थित होकर मुझे वडी खुशी है । 

आज हम जिस स्थान पर उपस्थित हुए है वह स्थान श्राचार्य भिक्षु 
का क्रान्ति स्थान है | किसी महान्‌ क्रान्ति के प्रति श्रद्धाशील होने का मैं” 
यह भ्र्थ नही लेता कि उन्हे माथा टिकाकरे हम खाली हाथ लौट जाए।* 
हमारा कत्तेव्य है कि उनके सिद्धान्तों का सही चितन और आचरण करे 

तदनन्तर महात्रभा के श्रध्यक्ष श्री नेमीचन्दजी गधैया द्वारा प्रेषित 
वक्तव्य उनके सुपुत्र श्री सम्पतकुमार गधैया ने पढकर सुनाया । 

समारोह की स्वागत समिति के सयोजक श्री मोत्ीलालजी राका- 
ने अपने साहित्यिक भाषा प्रवाह मे श्राभार प्रदर्शन करते हुए कहा--हम 
बगडीवासियो की वर्षो से यह साध थी कि जिस वगडी--सुधरी की पुण्य 
भूमि से भाचार्य भिक्षु एक नव सकत्प मे प्रतिवद्ध हो प्रगति पथ पर 
आरुढ हुए थे, दो सदियो की परिसमाप्ति पर हम उस गौरवशील इतिहास” 
को दृहराने के मिमित्त एक बृहत्‌ श्रायोजन के रूप में यहा एकत्र हो । 
आज हमारी वह साध पूरी हो रही है। हम लोगो के सौभाग्य की सीमा 
नही है कि उन्हीं स्वनामघन्य आचार्य भिक्षु के नवमं अध्यात्म-उत्तरा- 
घिकारी अखुव्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी के सान्निध्य मे” 
आज हम उस महापुरुष को स्मरण कर रहे है। 


२२० 


यथार्थ तत्ववशन तथा सयम जीवितव्य की ओर प्रेरित करने के 
-निमित्त जो कुछ उन्होंने किया वह भारत की अध्यात्म जागृति के इतिहास 
में सदा स्वर्णाक्षरों में लिखा रहेगा। 

साधना, त्याग एवं तप से निखरी उनकी लोकजनीन वाणी प्रसाद 
श्रोज एवं सारस्य की एक सतत प्रवाहिणी निर्मरिणी थी। उनके द्वारा 
लिखे गए ३६ हजार पद्च नि सन्देह राजस्थानी वाइमय की एक अमूल्य 
“निधि हैं । 

ज्यो-ज्यो तठस्थ वृत्ति से लोग निकट आते जा रहे हैं, आचार्य 
“भिक्षु द्वारा दिया गया तत्वदर्शन जो मूलतः भगवान्‌ महावीर का ही 
दर्दोन था, उनके हृदयगम होता जा रहा है । फलतः ग्राचार्य भिक्षु से तथा 
उनके परवर्ती झ्राचार्यो व श्रमणो से प्रतिबोध पा लाखो की संख्या में 
“जन-समुदाय अध्यात्मोन्मुख बनता जा रहा है। मेरी यह सतृकामना है 
कि ऐसे प्रेरणादायी ऐतिहासिक प्रसग हमारे जीवन में पुन पुन भाएं। 
“हम परस्पर मिलें; श्रध्यात्म एव संस्कृति की चर्चा करें । आचार्य प्रवर जैसे 
'गहान्‌ पुरुषों के ससर्ग से जीवन के विकास पथ पर निरन्तर अग्रसर हो । 

शत में आचाये प्रवर हारा तथा समस्त श्रमणु-श्रमणियों द्वारा 
उद्गीत प्रयाणगीत से समारोह सम्पन्न हुआ । सहस्नो कठो से उद्भूत 
जयधोप से गगन-मंडल गूज उठा। चारो ओर परितोष एवं श्राह्वाद 
की सुरसरी वह चली । सचमुच आज का यह पुण्य प्रसग सदा मानस पर 
-अकित रहेगा। 

समारोह की सम्पन्तता के वाद आचाय्यंश्री छत्नी से गांव की ओर 
पधारे | सहसी नर-नारियों से गाव की गली-गली आकीर्णो थी | गाव में 
आचार्यश्री ने तेरापथी सभा भवन मे प्रवास किया । मुख्यमत्री सुखाडियाजी 
"से कुछ देर बातचीत हुई । उन्होने तेरापथ द्विदवताव्दी के विराट आयोजन 
के प्रति अपनी हादिक उल्लास-भावना व्यवत की । 

७ 


परिशिष्ट 


(यात्रागत गांव उनकी दूरी तथा दिनांक) 


स्थान 
दिनाक प्रात: सील 
२४-१२-५६ सैयदराजा ११ बान्दौली 
२५-१२-५६ मुगलप्तराय है 
२६-१२-५६ वाराणसी ८ 
२७-१२-५१६ जगतपुर ८ भिरजामुराद 
२८-१२-४६ महाराजगज  ११। भ्रौराइ 


२६-११-१६ भ्रोज 
३०-१२-४६ भूसी 
३१-१२-५६ सैलमसराय 
१-१-६० मूरतगज 
२-१-६०  कोखराज 
३-१-६० सैनी 
४-१-६०  थरियाव 
१०१-६० फतहपुर 
६-१-६० विड़की 
७-(-६० महाराजपुर 
८-१-६० कानपुर 
&६-१-६० 


७ जाला का बाजार 
शा इलाहाबाद 
३ सल्लापुर 


११॥ थाता पुरा मुफ्ती 


श॥। कसारी 

२ खाया 

८॥ विलेन्दा 

६ भलवा 

१० शिकढि पुरवा 
८॥। कृष्णनगर 
शा 


कल्याणपुर 


साय॑ भील- 
प्र, 


शा 
९" 


११ 
११ 
७॥, 
धा 


पः 


ज्श्र्२ 


दिनांक 

१००१-६० 
११०१-६० 
१२-१-६० 
१३-१०६० 
१४०१-६० 
१५६१-६० 
१६०१-६० 
१७-१०६० 
१८-१०६० 
१६-१-६० 
२०-१-६० 
२१-१-६० 
२२-१-६० 
२३-१-६० 
“२४-१-६० 
२५६१-६० 
१६०१-६० 
२७-१-६० 
२१८-१०६० 
“२६-१-६० 
३०५१-५० 
ख१-१-६० 
१०२०-६० 
२८०२-६० 
डै-२-६० 


प्रातः मील 
चौवेपुर ६ 
घोरसलार ८ 


गुरुसहायगज॒ १० 
सिकन्दरपुर ८॥ 


घिलोद घ। 
भोगाव | 
कुरावली १० 
शेतरी शक 
भदुवा श्णा 
सिकनन्‍्दराराऊक १० 
प्लीगढ ११ 
पलासेल शा 
जुर्जा श्णा 
विलसुरी ११ 
घुमदादरी. ११ 
शहादरा १० 
सब्जीमडी ३ 
नयावाजार ४ 
नागलोई ११ 
बहादुरगढ. था 
कलावर हा 
मदीना श्गा 
मढाल | 


हासी छ 


शिवराजपुर 
बकोरी 


बेवर 
सुल्तानगज 


एढा 


नानऊ 


मुनी 

मामन खुर्द 
जोखाबाद 
गाजियाबाद 
दिल्‍ली वागदिवार 


वबिरला मन्दिर 


रोध 
रोहतक 
महम 
गढी 


साथ॑ मील 


७॥ 


श्णा 
2 


६॥ 


य॥। 


४ 


“दिनांक 
४०२-६० 
४६०२-६० 
६-२-६० 
७-२०६० 
सन्२-६० 
६-२-६० 

१०-२-६० 

११०२-६० 

१२-२-६० 

१३-२-६० 

१४-२-६० 

३२-२-६० 

१६-२-६० 

२७०२-६० 

६८-२-६० 

२३६-२-६० 

२०-२-६० 

२१-२-६० 

२२०२-९० 

२३-२-६० 

२४-२-६० 

३४०२-६० 

२६-२-६० 

२७-२-६० 

२८-२-६० 


प्रात. भील 

हांसी 
महियर || 
हिततार शा 
मुकलाव ८ 
बड़वा 
फरंपा 
राजगढ़ 
मीढली जा 
जाटा को ल्हसणो ६ 
चुरू १० 
भीठो दृधवो. ११ 
सरदार शहर १५ 

47 
दुलरासर १० 
गोलसर पर 
रतनगढ 
राजलदेसर. १० 
पडिहारा ७ 
तालछापर & 


सातरोद 


चौकी 
षादू लपुर 
टमकोर 
गाहगू 


उदासर 


खिलेरिया 


लूणासर 


छापर 


श्र्रे 


सायं मील 


शव 


(4]। 


१० 


शा 


श्र५ 
दिनांक 
२६-२-६० 
१८०३-६० 
१७०३-६० 
(प-े-९० 
२१-३-६० 
२२-३-६० 
२३-३-६० 
ए४-३-६० 
२४०३-६० 
२६-३-६० 
२७०३-६० 
२८-३-६० 
२६:३-६० 
३०-३-६० 
३१-३-६० 
१०४०६० 
700 0 
३-४-६० 
डु-४-६० 
परू5४०६० 


चाड़वास 
बीदासर 
गुलेरियां 
सुजानगढ़ 
जसवन्तगढ़ 
लाडनू 


निम्बी 
खाम्याद 
छोटीखाट 
भांजी 
ईडवा 
पादू 
नेतड़िया 
घनेरिया 
कालू 
जैतारण 


प्रातः मील 


स्छस्खछ 40 नी &छ ल्‍प् 


६ ज्ञाबाणा 
१२ वबाठड़ी 

८. बड़ीखादू 
१० चान्वारुएं 
३. नथवाड़ा 


१० मेड़ता 

८ो। केकीन 

१०. बलुच्दा 

७. चाउडियां 
७. बगड़ी स्टेशन 


बगड़ी, [सुधरी) ३ 


साथ सील 


तहत सह वण ०4 ० 


सद का “ई ही मब 


